राजस्थानी-साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा 


राजस्थानी-साहित्य 
की 


गौरवप्रर्ण परम्परा 


[कलकत्ता विश्वविद्यालय की 'रघुनाथप्रसाद नोपानी-स्मृति- 
व्याख्यान-माला ' के श्रन्तर्गेत दिये गए व्याख्यान ] 


आगरचनन्द नाहटा 





राषघ्याज्5८्णा प्रव्काशाब्त 


& १६६७, कलकत्ता बिष्वविशज्यालय, कलकत्ता 


है... «व थे 
न्‍ (२ रुपये ५० पैसे ' 


अप्रकाशक 
श्रोंप्रकाश 
राधाकृष्ण प्रकाशन 
२, भ्रन्सारी रोड, दरियागंज, दिल्‍ली 


मुद्रक 
भारत मुद्रणालय 
नवीन ध्ाहुदरा, दिल्‍ली-३२ 


प्राक्थन 


कलकत्ता के प्रसिद्ध भ्रौद्योगिक संस्थान के स्वर्गीय श्री रघुनाथप्रसाद नोपानी 
की पुण्प-स्मृति में उनके अग्रज श्री रामेश्वरलालजी नोपानी ने १६४७० में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय को २५ हजार रुपये की राशि 'श्री रघुनाथप्र साद नोपाती- 
स्मृति-व्यास्यानमाला' को स्थापना के लिए प्रनुदान में दी थी जिसके श्रन्तगंत 
प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा राजस्थान के इतिहास, साहित्य श्रौर संत्कृति पर व्याख्यान 
दिये जाने की योजना थी । प्रनुबन्ध के प्रनुसार ये व्याख्यान पंग्रेजी या बंगला में 
ही दिए ज;ते थे । सन्‌ १९६४ में कतकत्ता विश्वविद्यालय ने सर्वे-प्रथम हिन्दी में 
भी इस व्याख्यानमाला का सूुत्रपात किया शौर राजस्थानी साहित्य ओर संस्कृति 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ प्रोर लेखक श्रो प्रगरचन्द नाहटा को राजस्थानी साहित्य पर 
व्याख्यान देने के लिए प्रामंत्रित किया। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी व्याज्यानमाला के 
प्रस्तर्गत दिये हुए व्याख्यानों का संकलित रूप है । 

श्री नाहटाजी प्राचीन हिन्दी-साहित्य के मूर्थन्य विद्वान हैं प्ौर उन्होंने प्रपनी 
निरन्तर खोज और ग्रध्ययन से प्राचीन राजस्थानी साहित्य की भ्रनेक लुप्त कड़ियों 
का संघान कर हिन्दी के प्राचीन इतिह/स और साहित्य के भ्रध्ययन के नवीन श्राया म 
प्रस्तुत किये हैं। यह हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने इन व्याख्यानों के लिए झपनी 
स्वीकृति देकर इस व्याख्यानमाला का हिन्दी में शुभारम्भ किया । देश के श्रनेक 
विद्वानों ने इन व्याख्यानों की प्रशंसा की और उन्होंने शीघ्र ही पुस्तकाकार 
प्रकाशित करने का सुझाव भी दिया। श्री राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्‍ली ने भ्रत्यन्त 
प्रत्य समय में हन छ्याख्यानों को प्रकाशित करके हमें अपना सहयोग दिया है, 
जिसके लिए उसके संचालक श्री झोमृप्रकाश को मैं बधाई देसा हूँ । मेरा विश्वास 
है कि इस प्रकाशन से राजस्थानी साहित्य की तवीन सामग्री प्रकाश में श्रायी है 
एवं हिन्दी के प्राचीन साहित्य के भ्रध्ययन-प्रष्यपपन की नवीन दिशाएं भी उपलब्ध 


हुई हैं । 


भ्रध्यक्ष : हिन्दी विभाग --केल्याणमल लोढ़ा 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकता 


राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा 
राजस्थानी साहित्य का विकास 

राजस्थान में रचित संस्कृत-प्राकृत साहित्य 
ग्रपश्र श और आदिकालीन राजस्थानी साहित्य 
मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य 

राजस्थानी लोक-साहित्य 

राजस्थानी लोक-गीत 

राजस्थानी लोक-गीतों के उल्लेखनीय सं ग्रह-ग्रंथ 


क्रम 


भ्७छ 
२५ 
डर 
ध्रे 


&० 
€ ४ 


१ 
राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा 


राजस्थान एक विशाल और गौरवशाली प्रदेश है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व यहू 
प्रदेश कई राज्यों में विभक्त था । उन राज्यों या प्रदेशों की भी सीमा सदा एक-सी नहीं 
रही | प्राचीन काल में राजस्थान के विभिन्न भागों के अलग-अलग कई नाम थे जिनमें 
जांगल, सपादलक्ष, मत्स्य, मेदपाट, बागड़, मर, माड, गज रत्रा प्रादि कई नाम तो काफी 
प्रसिद्ध हैं। श्ोकाजों ने इनके प्रतिरिक्त कुरु, सूरसेन, राजन्य, शित्रि, प्रा्लर्क, भर्दद, 
वल्ल, त्रवणी, मालव नाम भी बतलाये हैं । प्रंग्रेज़ों ने इत राज्यों के समूह का भौमे 'राज- 
पृताना' रखा | जाज॑ टॉमस ने अपने मिलिट्री मैमोयर्स में “राजस्थान” शब्द का प्रयोग 
सं० १६५७ में किया । तदनन्तर जेम्स कनेल टाड़ ने राजस्थान के राज्यों का सवंप्रथम 
इतिहास, एक संग्रह ग्रन्थ के रूप में लिखा श्रौर उम्रमें इन राज्यों के समूह का नाम 
'राजस्थान' प्रयुक्त किया गया । टाड के राजस्थान के इतिहास नामक ग्रंथ से देश भौर 
विदेश में इस प्रदेश की गौरवगाथा भ्रधिक रूप से प्रसिद्धि में झ्रायी । भ्रनेक लेखकों ने टाड 
के इतिहास से प्रेरणा लेकर बहुत से ग्रंथ लिखे हैं । बंगला भाषा में बगीय विद्वानों के 
लिखित टाड के इतिहास पर प्राधारित कई ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं। 

राजस्थान का प्राचीन इतिहास बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। सिन्धु-सम्यता से भी 
पहले से यहां का इतिहास प्रारम्भ होता है। राजस्थान के कई स्थानों में इधर कुछ वर्षो 
में खुदाई हुई है भ्ौर उससे यहां की प्राचीन संस्कृति पर श्रभूतपूर्व प्रकाश पड़ा है । पुरा- 
तत्त्व की दृष्टि से राजस्थान बहुत पमृद्ध है क्योंकि प्रन्य प्रदेशों की भ्रपेक्षा मुतलमानी 
साम्राज्य के समय भी यह प्रधिक सुरक्षित रहा | प्राचीन मन्दिरों व मूर्तियों, शिला-लेखों 
एवं हस्तलिखित ग्रंथों की जितती अधिक संख्या राजस्थान में है, उतनी भ्रन्यश्न शायद ही 
हौ। 

साहित्य, संगीत भौर कला सभी क्षेत्रों में राजस्थान का उल्लेखनीय स्थान है। 
यहां के बीरों, सन्‍्तों, सतियों, साहित्यकारों एवं कलाकारों की परम्परा विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। मूतिकला भौर चित्रकला की बहुत बड़ी सामग्री भाज भी यहां सुरक्षित 
है। हस्तलिखित ग्रंथ भण्डार भी यहां सैकड़ों की संख्या में विद्यमान हैं भौर उनमें लाखों 
प्रतियां संग्रहीत हैं | इस प्रदेश का जैसलमेर का जैन ज्ञान भण्डार तो काफी प्रसिद्ध है । 
यहां ताइपत्नोय भौर कागज्ञ की प्राच्ीनतम प्रतियों के साथ-साथ सचित्र काष्ट-पद्टिकाएँ 
और सचित्र तांडपत्नीय एवं कागज की प्रतियां भी उपलब्ध हैं। जैसलमेर के जैन मग्दिर 


१० राजस्थानी साहित्य 


व हवेलियां श्रादि भी बहुत ही कलापूण हैं। भाबू के जैन मन्दिर तो अपनी बारीक कोरणी 
के लिए विश्वमर में प्रद्धितीय हैं। इस भूमि के महाराणा प्रताप, मीराबाई, सन्त दाददू 
ध्रादि को कौन नहीं जानता ? संस्कृत कवियों में प्रसिद्ध कविश्रेष्ठ माघ भी राजस्थान 
की ही विभूति थे। झाचाय॑ हरिभद्र जैसे अनेक महान्‌ जैवाचार्यों ने श्रपनी दाशनिक भौर 
साहित्यिक रचनाओरों द्वारा राजस्थान का मुख उज्ज्वल किया है। 
डॉ० वासुदेवशरण प्ग्रवाल अपने 'मातृभूमि' तामक निबन्ध में राजस्थान की महिमा 

बतलाते हुए लिखते हैं-- 

मं 2 मह की महिमा का पार चन्द्र और सूरजमल की लेखनी भी पूरी 
तरह पा नहीं सकी, वहां के क्षात्रध्ं का सम्पूर्ण चित्र कौत खींच सकता है? जब 
सरस्वती नदी समुद्र तक बहती थी, उस पुण्ययुग में यह मरुभूमि सलिलाणंव के नी चे छिपी 
हुई थी। विधाता के विशेष प्रसाद से वीर-रस ने भ्रपने निवास के लिए इस भूखण्ड रे 
सागर-गर्म से प्राप्त किया था। यहां के रणबांकुरे नर-पुंगवों भौर श्रायं-वेदियों के 
उदात्त चरित्रों का ज्ञान करके कविगण झनन्‍्त काल तक अपनी लेखनी को पविन्न करते 
रहेंगे । यहां का प्रत्येक स्थान एक न एक वीर की कीतिगाया से सम्बद्ध है। यहां पद-पद 
पर प्राय॑ नारियों ने सहस्नों की संख्या में सनातन सतीत्व की रक्षा के लिए हँसते-खेलते 
प्रात्मबलि दी है । इसके अबु द पर्वत को दुर्गेम घाटियों ने श्रनेक बार राजस्थान की 
आकुल मर्यादा को बचाया है। बापा रावल, समरसी, राणा कुम्भा तथा राणा सांगा जैसे 
बोर इसी राजस्थान में जन्मे हैं। हिन्दू जाति को स्वातन्थ्य का पाठ पढ़ाने वाले भ्रमर 
प्राचायं महाराणा प्रतापसिह ने यहीं तिसोदिया वंश की मानरक्षा के लिए ससार-प्रसिद्ध 
हल्दीघाटी के युद्ध में प्रसंख्य यवन सेना का वध किया था । जिस नीले चेतक के प्रश्वा- 
रोही का चरित्र राजस्वान के प्रत्येक घर में प्राज भी गाया जाता है, उस वी रकेशरी का 
यश जब तक भारत वसुन्धरा के युवकों में प्रपण है, तब तक ग्नक्षुण्ण बना रहेगा। 

“राजस्थान ने किसी समय यौधेय तथा मालवग्ों को शरण दी थी । पजाब प्रदेश 
के समान ही यह भूमि भी प्रनेक गणराज्यों की जननी रही है । उनके अंक और लांछनों 
से चिह्नित मुद्र(एं श्राज भी पायी जाती हैं। यहां की मध्यमिका नगरी किसी समय शिबि 
जनपद की राजघानी थी। उसमें संकपंण और वासुदेव के देवधाम थे । इसी राजस्थान 
में विराट नगर था, जहां पाष्डु-कुल के वशतन्तु को अ्रविच्छिन्न रखने वाली देवी उत्तरा 
का जन्म हुआ्ना था। यहीं दक्षिण में महाकवि माघ की जन्मभुमि श्रीमाल नगरी है। राज- 
स्थान के क्षत्रियों के छत्तीस कुलों का पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार वर्णन प्राय: भ्रसम्भव ही है । 
पश्षिनी झौर दुर्गावती की जन्मभूमि को आये सन्‍्तान पद भी श्रद्धा के साथ प्रणाम करती 
है। भक्ति-लोतस्विनो मीराबाई का स्मरण करके भारतीय महिलाप्रों के मुख-मण्डल 
भ्राज भी प्रसन्‍्तता से जगमगा उठते हैं। श्रद्धा की साक्षात्‌ मूर्ति मीरा के भ्रध्यात्म श्रनुभव 
बड़े अमुृल्य हैं।' 

साहित्य श्रीर इतिहास का धनिष्ठ सम्बन्ध है। राजस्थान का इतिहास ही नहीं 
पर भारत के प्न्य प्नेक भू भागों का इतिहास भी राजस्थान में प्राप्त व सुरक्षित साहित्य 
में सन्निहित है। राजस्थान के इतिहास को तो थोड़ी जानकारी बहुत-से लोगों को है पर 


राज॑स्थानी साहित्य कौ गौरवपूर्ण परम्परा ह ११ 


यहां के विज्ञाल और महत्त्वपूर्ण साहित्य की जानकारी इने-गिने लोगों को ही होगी । 

प्रस्तुत भाषणमाला में राजस्थान के इतिहास और कला सम्बन्धी भाषण हतः 
पूर्व हो चुके हैं इसलिये भी मैंते प्रपने भाषणों का विषय राजस्थान के साहित्य को चुना 
है। वास्तव में साहित्यकारों का व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व इतिहास का ही एक श्रंग है। जिस 
तरह राजाप्रों प्रादि शासकों का इतिहास ऐतिहासिक ग्रंथों में दिया जाता है, उसी तरह 
सन्‍्तों एवं साहित्यकारों का विवरण भी इतिहास-परंथों में श्राना ही चाहिए। केवल राज्यों 
व राजाप्रों का इतिहास, इतिहास का एक भंग हो सकता है, पुरा इतिहास नहीं। विशेषत: 
ग्राजकल के इतिहास-प्रंथों में तो जन-जीवन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्परा्ं का 
लेखा-जोखा देना बहुत ही ग्रावश्यक माना जाता है और राजस्थान के साहित्य का प्रध्ययत 
किये बिना यहां की संस्कृति के सम्बन्ध में समुचित जानकारी मिल ही नहीं सकती । जन- 
जीवन के जीवन्त-चित्रों, उनके रीति-रिवाजों, भावनाग्रों, रहन-सहन आ्रादि श्रनेक बातों 
की जानकारी साहित्य के द्वारा ही प्राप्त को जा सकती है । जिस तरह राजाओं, ठाकुरों 
आदि शासकों ते जन-जीवन श्रौर इतिहास को प्रभावित किया उसी तरह सन्‍्तों व 
साहित्यकारों का भी जनता या समाज पर काफी प्रभाव पड़ा है। सन्‍्तों की जीवनी श्रौर 
वाणी से ती जन-समाज ने बहुत बड़ी प्रेरणा ग्रहण की है। राजस्थान के अनेक बीरों के 
चरित्र एवं ऐतिहासिक घटनाश्रों को जानने का साधन यहां का साहित्य ही है। इन सब 
बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने भाषणों में राजस्थान की गौरवपूर्ण साहित्यिक 
परम्परा के सम्बन्ध में श्राप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। 


राजस्थान के ग्रंथ भण्डार 


राजस्थान की साहित्यिक परम्परा का परिचय देने से पूर्व यहां के हस्तलिखित 
ग्रंथ भण्डारों का संक्षिप्त परिचय दे देना मैं ग्रावश्यक समभता हूं । बेसे तो राजस्थान के 
प्रनेक ग्राम-नगरों में हस्तलिखित प्रतियों का संग्रह है। अत: यहां उन कुछ प्रमुख सग्रहा- 
लयों का ही उल्लेख किया जा रहा है जिनमें सुरक्षित साहित्य का परिचय श्ागे दिया 
जायेगा | जे पता कि पहले कहा गया है राजस्थान के ज्ञान-भण्डा रों में सर्वाधिक प्रसिद्धि जैसल- 
मेर के बड़े ज्ञान भण्डार को मिली है। देश भौर विदेश के कई विद्वानों ने यहां पहुंचकर 
इस ज्ञान भण्डार का निरीक्षण किया एवं विवरण लिखा झऔौर छपवाया है। जैसलमेर में 
बड़े ज्ञान भण्डार के भ्रतिरिक्त और भी कई हस्तलिखित ग्रंथ-संग्रहालय हैं। उनका संक्षिप्त 
परिचय 'ज्ञानोदय में प्रकाशित मेरे लेख में कई वर्ष पूर्व छप चुका है । बृहद्‌ ज्ञान भण्डार 
में ४२६ ताडपत्रीय प्रतियां हैं जिनमें विशेषावश्यक भाष्य की प्रति दसवीं छाताब्दी की 
मानी जाती है। इन प्रतियों में केवल जैन ग्रंथ ही नहीं हैं पर बहुत-से ऐसे ज॑नेतर ग्रंथ भी 
हैं जिनकी प्रतियां भ्रन्यत्र कहीं नहीं मिलतों । जनेतर ग्रंथों की इतनी प्राचीन व शुद्ध 
प्रतियां अन्यत्र दुलंभ ही हैं। इन ताडपत्रीय प्रतियों के दोनों श्लोर जो काष्ट-पट्टिकाएं हैं 
उनमें से कई तो विविध प्रकार के चित्रों से अ्लंकृत हैं। अपश्रंश काल को चित्रशली 
के भ्रध्पयन की दृष्टि से इनका बड़ा भारी महत्त्व है। कई ग्रंथों के निर्माण एवं लेखन की 
प्रशस्तियां भी भ्रनेक ऐतिहासिक तथ्यों पर नया प्रकाश डालती हैं। नागरी लिपि में 





कर हे 


राजस्थानी साहित्य 


". लिखी हुई ताडपभीय प्रतियों को सर्वाधिक संख्या गुजरात के पाटण भर राजस्थाम के 


जैसलमेर में ही है। कागज पर लिखी हुई भी २२५७ प्रतियां इस बड़े ज्ञान भण्डार में हैं 
जिनमें तेरहवीं शताब्दी की प्रतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सुनि पुण्यविजयजी ने 
श्रव इस भण्डार को बहुत ही व्यवस्थित श्रौर सुरक्षित कर दिया है । उनकी बनाई हुई 
नई सूची शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है । 

हस्तलिखित प्रतियों की संख्या की दृष्टि से बीकानेर के ज्ञान भण्डार सबसे प्रधिक 
समृद्ध हैं। मैंने गत ३५ वर्षों में हस्तलिखित प्रतियों के संग्रह का विद्येष प्रयत्व किया तो 
३० हजार से भी अधिक प्रतियां तो हमारे 'अभय जन ग्रंथालय' में ही संगहीत हो गईं । 
इसी तरह श्रीपृज्यजी, जयचन्दजी, मोतीचन्द खजांची आरादि का संग्रह जो झ्ब राज- 
स्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान को बीकानेर शाखा में रखा हुश्रा है, यहां की प्रतियों की 
संख्या भी करीब २० हजार के करीब पहुंच चुकी है। बीकानेर के महाराजा की भ्रनूष 
संस्कृत लायब्रेरी में १५ हजार शोर बड़े उपाश्रय में १० हजार, इस तरह केवल ४ संग्रहा- 
लपों में ही ७५ हजार हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं । श्रन्य फुटकर संग्रहालयों में भी 
करीब १० हजार प्रतियां होंगी । इस तरह करीब एक लाख हस्तलिखित प्रतियों का 
संग्रह केवल बीकानेर में ही है। इनमें से भ्रतुप संस्कृत लायब्नेरी की प्रतियों की सूची के 
छ: भाग प्रकाशित हो चुके हैँ । झनूप संस्कृत लायब्र री का धर्मशास्त्र, तन्‍्त्र श्रादि 
विषयक ग्रंथों का संग्रह भी बहुत ही मूल्यवान है पर उनके सूचीपत्र प्रप्रकाशित हैं । 
राजस्थानी, हिन्दी ग्रंथों क। भी यहां प्रच्छा संग्रह है । महाराजा झनूपर्सिह बहुत बड़े 
साहित्य-प्रेमी थे । इन्होंने स्वयं और अपने आ्राश्चित विद्वानों से अ्रनेक विषयों के ग्रंथ 
बनवाये हैं। इनके ग्राश्चित भाव मिश्र ने केवल सगीत-सम्बन्धी ११ ग्रंथ संस्कृत में बनाये 
हैं जिनकी प्रतियां इस लायब्न री में हैं। इन ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण मैं 'संगीत' पत्रिका 
में प्रकाशित कर चुका हूं । 

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यालय जोधपुर में है। मुनि जिन- 
विजयजी के तत्त्वावधान में यहां ३०-३५ हजार प्रतियों का संग्रह हो चुका है। जयपुर, 
कोटा, टोंक, भ्रलवर, उदयपुर, चित्तौड़, बीकानेर भ्रादि जगहों में इसकी श्ाखाएँ हैं। 
समस्त द्ाखाओ्रों को लेकर इस संस्था के श्रन्तर्गत करीब ५० हजार हस्त लिखित प्रतियां 
होंगी । 

राजकीय संग्रहालयों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण महाराजा जयपुर का पोथीखाना 
है जिसमें विविध विषयक १८ हजार प्रतियां बतलाई जाती हैं पर भ्रभी तक उनको देखने 
की सुविधा नहीं दी जा रही है। जयपुर के दिगम्बर शास्त्र भण्डारों में करीब १५ हजार 
प्रौर स्थानकवासी विनयचन्द ज॑न ज्ञान भण्डार में भी १० हजार प्रतियां होंगी । 

जोधपुर में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के भ्रतिरिक्त राजस्थानी शोध संस्थान में १० 
हजार, महाराजा के पुस्तक प्रकाश में ४-५ हजार प्रतियां हैं भ्ौर भ्रम्य संग्रहालयों में 
मिलाकर जोधपुर में भी करीव ५० हजार प्रतियां होनी सम्भव हैं। 

दिगम्ब रक्षास्त्र भण्डारों में सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण संग्रह नागोर का भट्टारकीय 
ज्ञान भण्डार है। १२ हजार से अधिक प्रतियां इस भण्डार में सुरक्षित हैं जिनमें बहुत से 


राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा श्३ 


अ्रपश्नंश के ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दूसरा मट्टारकीय संग्रह भ्रजमेर में है और, 
तीसरा आमेर में था जो भ्रब जयपुर के महावीर भवन में भ्रा चुका है। 

उदयपुर के सरस्वती भवन, साहित्य संस्थान, दिगम्बर, इवेताम्बर जैन ऑशरों 
झ्ादि में कुल मिलाकर करीब १४ हजार प्रतियां होंगी । इसी तरह राजस्थान के श्रम 
श्रनेक ग्राम-नगरों में! प्राज भी लाखों हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हैं। इनसे राजस्थान के 
साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश मिल सकता है। 

राजस्थान के साहित्य का संप्रह राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि राज- 
स्थान के भ्रधिवासी भारत के कोने-कोने में प्रायः सभी प्रांतों में निवास करते हैं एवं वहां. 
उनके धर्मंगृरु झादि भी जाते रहते हैं, इसलिये राजस्थान में रचित व लिखित प्रतियां 
भारत के श्रन्य प्रदेशों में भी हजारों की संख्या में प्राप्त हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में 
भी राजस्थान का साहित्य पर्याप्त पहुंच चुका है। इडिया ऑॉफिस लायब्र री के गुजराती 
एवं राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण स्वतन्त्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो चुका 
है। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल श्रादि के संग्रहालयों में राजस्थान की बहुत-सी प्रतियां 
जा चुकी हैं | यहां उनमें से केवल कलकत्ता के हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहालयों का संक्षिप्त 
विवरण दिया जा रहा है! क्योंकि ये भाषण कलकत्ता में विश्वविद्यालय की श्रोर से हो 
रहे हैं इस जानकारी से यहाँ के साहित्य-प्रेमी शोघस्नातक विशेष लाभान्वित हो सकते 
हैं। इन संग्रहालयों में राजस्थानी साहित्य की उल्लेखनीय श्र महत्त्वपूर्ण सामग्री 
सुरक्षित है । 


कलकत्ता के ग्रंथ-संग्रहालय 

(१) एशियाटिक सोसायटी बंगाल का ग्रंथालय : इस समृद्ध ग्रंथालय के 
विवरणात्मक सूची पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। डाँ० एल० पी० तेस्सितोरी ने राजस्थान 
से श्रनेक राजस्थानी व हिन्दी की हस्तलिखित प्रतियां एवं उनकी नकलें करवा के यहां 
भेजी थीं तथा भ्रन्य ग्रंथों का भी संग्रह होता रहा है। स्वर्गीय रामदेवजी चोखानी के 
प्रयत्त से राजस्थानी ग्रंथों की सूची तैयार हुई थी । उस विवरणात्मक सूची का श्रव तक 
केवल एक ही भाग प्रकाशित हुआ है। 

(२) गुलाबकमारी लायब्रेरी : स्वर्गीय पूरणचन्द्र जी नाहर ने कुमारसिह हाल 
में साहित्य व कला का बहुत बड़ा संग्रह किया था। इसमें स्वर्णाक्ष री-रौप्याक्षरी भादि 
अनेक महत्त्वपूर्ण सचित्र प्रतियों के साथ पांच हजार से अ्रधिक हस्तलिखित प्रतियां हैं । 
इनमें जैन ग्रंथों की प्रधिकता होने पर भी पृथ्वीराज रासो, सगीत दपंग, रसनिधान 
प्रादि हिन्दी व राजस्थानी के भ्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यहां की प्रधिकांश प्रतियां राज- 
स्थान की हैं । 

(३) जेन-भवन का प्रंथालय : प्रजोमगंज के सम्भवनाथ जिनालय का हस्त- 
लिखित ग्रंय भण्डार जैन भवन में लाकरसुरक्षित किया गया है। इसमें राजस्थान के कापी 


१. देखे, मरुमारती, वष-१, अंक--! में मेरा लेख | 


१४ राजस्थानी साहित्य 


ग्रंथ हैं। कुत ३००० हृम्तलिखित प्रतियां हैं जिसकी सूची श्री भंवरलाल नाहटा ने बड़े 
परिश्रप से तैयार की है | बंगाल की अबहवा हस्तलिखित प्रतियों के पनुकूल न होने से 
ये प्रतियां प्रत्यन्त बुरी हालत में प्रायी थीं। उन्हें यथासम्भव सुरक्षित करने का प्रयत्न 
किया गया है। 

(४) श्री नित्य-विनय सणि जीवन जैन पुस्तकालय : नं० ६६ केनिग स्ट्रीट में 
स्थित गुजराती तपगच्छ संघ के उपाश्रय में लगभग २७०० हस्तलिखित प्रतियां हैं जिनमें 
बहुत-सी प्रतियाँ राजस्थानी भाषा एवं कवियों की रचनाझ्नों की भी हैं। 

(५) बद्रीदास जी के जन मन्दिर का संप्रहालय : सुप्रसिद्ध बद्रीदासजी जौहरी 
के बगीचे में लगभग १००० हस्तलिखित प्रतियां पड़ी हैं, जिनकी सूची भी नहीं है। हमने 
कई वर्ष पूर्व ये प्रतियां देखी थीं। वे सभी प्राय: राजस्थान की हैं, कुछ ग्रंथ तो उनमें 
प्रन्पन्न ग्रप्राप्य भी हैं, जिनकी सुरक्षा व सुव्यवस्था भ्रत्यावश्यक है ॥ 

(६) श्रो जैन ववेताम्बर पंचायती मन्दिर : कॉटन स्ट्रीट नं० १३६ में स्थित 
बड़े मन्दिरती की एक मंजूप। में कछ बंइल हस्तलिखित ग्रंथों के हैं । ये प्रतियां भी 
राजस्थान की हैं । 

(७) श्रो जिनरंगसुरि पोशाल : ्राडी बांसतल्ला में खरतरगच्छ की लखनऊ 
शाखा की पोशाल में यति सूर्य मलजी का संग्रह है जिसमें लगभग ६०० हस्तलिखित 
प्रतियां हैं। इतकी भी सूची मेरे आतृपुत्र मंवरलाल ने बड़े परिश्रम से बनाई थी, पर वह 
प्राप्य नहीं है । 

(८) श्री जेन इवेताम्बर तेरापंयी सभा : नं० ३, पोर्टुगीज चर्च स्ट्रीट में इस 
संस्था के पुस्तकालय में राजस्थान से आ्रायी हुई कुछ हस्तलिखित प्रतियां हैं । 

(६) श्रो बहादुर्रतहजी सिधी संग्रह : गरिया हाट रोड, नं० ४५८ (सिघी 
पार्क) में कलाप्रेमी श्रीसिंधी जी के संग्रह में प्राचीत चित्रों के साथ-साथ सचित्र व 
हस्तलिखित प्रतियों का भी प्रच्छा संग्रह है जिसकी सूची भी हमने बनाई है । 

(१०) दिगम्बर जैन मन्दिर : चावल पट्टी में स्थित पुराने जन मन्दिर में करीब 
१००० हस्तलिश्ित प्रतियां हैं जिनमें राजस्थान के दिगम्बर कवियों को बहुत-सी 
रचनाएं हैं । 

(११) चन्द्रश्रभ दिगम्बर जंन सन्दिर : ८२ रवीन्द्र सरणी स्थित जिनालय में 
करीब ३०० हस्तलिखित प्रतियां हैं । 

(१२) श्री चुन्नोलाल नवलखा संप्रह : इसमें राजस्थान की कई सचित्र प्रतियां 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 

(१३) जालान स्मृति मन्दिर : यहां करीब २००० हस्तलिखित प्रतियां हैं पर 
विशेष उल्लेखनीय राजस्थान रिसर्च सोसायटी का संग्रह है जिसमें राजस्थानी साहित्य व 
इतिहास की बहुत-सी महत्त्वपूर्ण सामग्री है जिसे राजस्थान में घूम-घूमकर श्री रघुनाथ 
प्रसाद सिहानिया व श्री भगवतीप्रसादर्सिह वीसेन ने बड़ी लगन श्र प्रयत्न से संग्रहीत 
किया था । 

(१४) बंगाल हिन्दी मण्डल : सुप्रसिद्ध उद्योगपति बिड़लाजी द्वारा संचालित 


राजस्थानी साहित्य की गौरवपुर्ण परम्परा १५ 


इस संस्था द्वारा राजस्थान के साहित्य सम्बन्धी बहुत ही उल्लेखनीय सामग्री का संग्रह 
पिलानो में किया गया था, भ्रभी वह हिन्दी हाई सकल में रखा हुआ है । 

(१४) संस्कृत कॉलेज पुस्तकालय (कॉलेज स्ट्रीट) में भी हस्तलिखित प्रतियों 
का प्रच्छा संग्रह है जिसमें राजस्थान की बहुत-सी प्रतियां होंगी । श्रौर भी अनेक व्यक्तियों 
के पास राजस्थान की वित्रकला, साहित्य, इतिहास विषयक उल्लेखनीय सामग्री है। 


राजस्थान के साहित्य का प्रारम्भ 


राजस्थान की साहित्यिक परम्परा का प्रारम्भ बहुत प्राचीन समय से होता है । 
राजस्थान के एक हिस्से में सरस्वती नदी बहती थी । कहा जाता है कि वहां रहते हुए 
ऋषि-मुनियों ने वेदों की ऋचाएँ लिखीं । इसके वाद भी प्रवाद के श्रनुसार महर्षि कपिल, 
बीकानेर राज्य के कोलायत नामक स्थान में हुए, उनका स्वतन्ध दर्शन सांख्य मत के रूप 
में प्रसिद्ध ही है। राजस्थान के श्रन्य अनेक भागों में भी प्राचीन ऋषि-मुनियों भ्रादि के 
स्थान बतलाये जाते हैं जहां रहते हुए उन्होंने साहित्य निर्माण किया ही होगा, पर प्राचीन 
साहित्य में भ्रधिकांश रचयिताझ्रों ने तो ग्रपना एवं रचना-स्थान का नामोल्लेख भी नहीं 
किया, श्रतः कौन-सी रचना कहां पर हुई, यह बतलाने का कोई साधन नहीं है। 

राजस्थान के ग्रनेक स्थान तो तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गये श्रीर उनका माहात्म्य 
पुराणादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। भ्रजमेर का निकटवर्ती पुष्कर तीर्थ तो बहुत प्रसिद्ध है । 
बहां का 'माहात्म्य' प्राप्त है ही। इप्ती तरह के और भी अनेक स्थानों के माहात्म्य कई 
पुराणों में मिलते हैं । 

राजस्थान में श्रीमाल नगर लक्ष्मीदेवी का निवासस्थान माना जाता रहा है। 
इस नगर के माहात्म्य के रूप में श्रीमाल माह।त्म्य या पुराण प्राप्त है श्रौर वह प्रकाशित 
भी हो चुका है । मत्स्य प्रदेश का वेराट नगर भी प्राचोन स्थान है एवं वहां खुदाई भी हो 
चुकी है । वहां अशोक का शिलालेख भी प्राप्त हुम्ना है । कहा जाता है कि पाण्डव वहां 
रहे थे । 

इस तरह के एक नहीं, भ्रनेक प्राचीन स्थ!न हैं जहां के नाम से बहुत-प्ती जातियों 
के वाम पड़े । चौरासी जातियों की नामावली में बहुत-सी जातियों के नाम राजस्थान के 
किसी नगर विशेष से सम्बन्धित हैं । जैसे श्रोमालपुर से श्रीमाल जाति प्रसिद्ध हुई । 
श्रीमाली, ब्राह्मण भौर बंश्य दोनों हैं। इसी तरह ग्रोसियां से श्रोसवाल, खंड ला से खडेल- 
वाल, पाली से पलल्‍लीवाल, प्राग्वाट प्रदेश से पोरवाल, मेडता से मेडतवाल, डीडवाना से 
डीडू, जालोर से सोनगरा, सांचोर से सां बो रा, ह्॑पुर या हरसोर से हरसोरा, चित्तौड़ से 
चित्तौड़ा, नागोर से नागोरी, मेवाड़ से मेवाड़ा भ्रादि जातियां प्रसिद्ध हुई । छोटे-छोटे, 
ग्राम-नगरों से भी अनेक गो प्रत्िद्धि में भ्राये । इन गोतों श्र जातियों वाले राजस्थान 
के निवासी प्रायः सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। राजस्थान की जातियों के सम्बन्ध में कई 
ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं । राजस्थान के इतिहास-निर्माण में जातियों का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । एक-एक जाति में ऐपे-ऐसे विशिष्ट पुरुष हुए हैं जिनके द्वारा राजस्थान बड़ा 
गौरवान्वित हुआ है। भारत के श्रन्‍्य प्रदेश में भी, विशेषत. तीर्थों प्रादि में उनके स्थापित 


१६ राजस्थानी साहित्य 


मन्दिर, धर्मशालाएँ झ्ादि झनेक सर्व जनो पयोगी संस्थाएँ चल रही हैं । 

राजस्थान में प्रनेक भाष/भ्रों ग्रौर विषयों का साहित्य रचा गया है। इस साहित्य 
का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है : 

१. भाषाओं के भेद से, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, राजस्थानी--इन पांच 
भाषाधों में प्रधान रूप से साहित्य-निर्माण होता रहा है । 

२. विषय-वैविध्य तो इतना भ्रधिक है कि विषयों के नाम बतलाने की भ्रपेक्षा यही 
कहना ज़्यादा उपयुक्त है कि जीवनोपयोगी कोई भी ऐसा विषय एवं साहित्य की कोई भी 
शेस्ती विधा नहीं है जो राजस्थान के साहित्यकारों की लेखनी से भ्रछृती रही हो । कई 
कषयों के तो ऐसे महत्त्वपूर्ण भौर विशाल ग्रंथ राजस्थान में रचे गये कि जिन विषयों पर 

प्रन्य किसी प्रदेश में इतने श्र ऐसे ग्रंथ नहीं रचे गये । 

३. तीसरा वर्गीकरण रचयिताझों की भिन्‍नता को लेकर किया जा सकता है । 
जैसे--राजाप्रों और उनके आश्रित विद्वानों झौर कवियों का साहित्य, ब्राह्मण श्रादि 
बैदिक या पौराणिक परम्परा के विद्वानों के रचित धर्मशास्त्र, तन्त्र-मस्त्र भ्ादि विषयों 
का साहित्य, जैन ग्राचार्यों श्रौर मुनियों का साहित्य भी बहुत विशाल है | उनकी रचनाएँ 
केवल ज॑ैन-धर्म सम्बन्धी ही नहीं हैं पर सवंजनोपयोगी श्रनक विषयों के ग्रंथ उन्होंने 
उपरोक्त पांचों भाषाओं में लिखे हैं! साथ ही ज॑नेतर साहित्य की संरक्षा में भी उनका 
वड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। विविध विषयों के बहुत-से जैनेतर ग्रंथों पर उन्होंने 
विस्तृत टीकाएँ बनाई हैं। हजारों जैनेतर ग्रंथों की शुद्ध एवं प्राचीनतम प्रतियां जैन ज्ञान 
भण्डारों में प्राप्त हैं। यह जैन विद्वानों की उदारतः और विशाल हृदय का परिचायक है। 
प्रकृत श्र भ्रपश्रंश भाषाओं का तो समग्र साहित्य जैत मुनियों और कब्रियों की ही 
देन है। संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी में भी गद्य श्रौर पद्य तथा विविध विधाओं का 
साहित्य जितना जैन साहित्यकारों ने रचा है, उतना भ्लौर किसो ने भी नहीं । दिगम्बर 
श्रौर खवेताम्प्र दोनों सम्प्रदायों का राजस्थान में भ्रच्छा प्रचार रहा है। जैन प्राचायं व 
मुनि-गण गांव-गांव में घूमकर धर्म-प्रचार करते थे, साथ ही साहित्य-निर्माण, लेखन 
और संरक्षा का प्रयत्न भी चालू रहता था। जैन श्रावकों का भी राज्य-संचालन में प्रमख 
हाथ रहा है : 

४. चौथे वर्गीकरण में सन्‍्त एवं भक्त कवियों का साहित्य रखा जा सकता है । 
राजस्थान में श्रनेक सन्‍त एवं भक्त सम्प्रदाय हैं जिनका प्रभाव राजस्थान तक ही सीमित 
न होकर भारत के प्रन्य प्रदेक्षों में भी रहा है और उनका साहित्य भी बहुत विज्ञाल है। 

पांचवें वर्गीकरण में चारणी साहित्य भौर छठे में लोक-साहित्य को रखा जा 
सकता है । चारण जाति के हजारों कवि हो गये हैं श्रौर लोक-साहित्य के निर्माता तो 
प्राय: भ्रज्ञात ही रहते हैं ! 





२ 
राजस्थानी साहित्य का विकास 


भारतीय भाषाश्रों में संस्कृत औझौर प्राकृत सबसे प्राचीन हैं | संस्कृत के स्वरूप 
में परिवर्तन अवद्य हुआ पर वेदकाल से लेकर श्राज तक उसकी घारा अ्रविच्छिन्न रूप से 
चली ग्रा रही है। प्राकृत तो जनभाषा थी, उप्तके भ्रनेक रूप थे। प्राकृत में प्रादेशिक 
प्रन्तर तो काफो रहा है, पर समय-समय पर प्राकृत भाषा में इतना परिवर्तन होता 
गया कि आगे चलकर वह जनभाषा नहीं रही, हां, कई शताब्दियों तक वहे साहित्य की 
ही प्रमुख भाषा रही | प्राकृत के बाद जन-भाषा का जिसे गौरव प्राप्त है बह है-- भ्रप- 
अंश | उसे बिगड़ी हुई प्राकृत या बदली हुई प्राकृत भी कह सकते हैं। चौथी-पांचवीं 
शताब्दी से भ्रपश्रंश में साहित्य लिखा जाने लगा, यद्यपि इतना प्राचीन श्रपश्रंश साहित्य 
ग्रब प्राप्त नहीं है। दसवीं-ग्यारह॒वीं शताब्दी में जनभाषा भौर भी परिवर्तित हो गई 
ग्रौर उसी का परिवर्तित रूप उत्तर भारत की प्रान्तीय भाषाएं हैं । 

वि० संवत्‌ ८५३४ में जालोर में जैनाचार्य उद्योतनसूरि के रचे हुए 'कुवलय 
माला' नामक प्राकृत के ग्रन्थ में १६ प्रदेशों की जनपदीर्य भाषाशत्रों के उदाहरण प्राप्त 
होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भाषाओं के प्रान्तीय भेद नवीं शताब्दी में'भ्री उल्लेख- 
योग्य बन चुके थे । राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग मरु प्रदेश यों भारवाड़ के नाम से 
प्रसिद्ध है, इसलिए यहां की भाषा का प्राचीन नाम भी मरु भाषा या मस्वाणी प्राप्त 
होता है। राजस्थान में रचे गये ग्रन्थों में जिस ग्रन्थ में राजस्थान के ग्राम नगरों का 
उल्लेख है श्रौर जिसका समय निद्चत-सा है वह ग्रन्थ है--जनाचाय हरिभद्रसूरि का 
धूर्ताल्यान!। प्राकृतव भाषा की इस झ्नोखी रचना का निर्माण वित्तौड़ में होने का 
उल्लेख ग्रन्थ के भ्रन्त में पाया जाता है" । 

हरिभद्व का समय झाठवीं शताब्दी का मुनि जिनविजयजी ने सिद्ध किया है। इसके 
बाद दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सं० ६१४ में भ्राचायं जयसिहसूरि ने 'घर्मोपदेशमाला' 
की स्वोपज्ञवृत्ति सहित रचना नागौर में की । इन दोनों रचनाश्रों के बीच में उपरोक्त 
कुबवलयमाला' की रचना संवत्‌ ८३५ में जालौर में हुईैं। दसवों के उत्तराद्ध (वि० 
स० ६६२) में श्रीमाल नगर में जिसका प्रसिद्ध नाम भिन्‍तमाल या भिल्‍लमाल पाया 


१. चित्तउढ़दुग सिरीसंठिएहिं, सम्मत्तराय रत्तेद्दि | 
सुचरिभ्य संगूह सहदिभा कष्िआा एसा कहा मुबरा |] 





श् राजस्थानी साहित्य 


जाता है, रहते हुए आ्राचाय॑ सिद्धवि ने 'उपमितिभवप्रपंचाकथा' नामक विश्व साहित्य 
का भ्रद्वितीय रूपक ग्रन्य संस्कृत में बनाया। इसके बाद तो संवत्‌ भर रचना-स्थान के 
उल्लेख वाले प्रनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं । 

ज॑नेतर ग्रन्थों में संबत्‌ और स्थान का उल्लेख प्राचीन रचनाप्रों में बहुत ही कम 
मिलता है। निश्चित समय के ज॑नेतर विद्वानों की रचनाओं में सबसे म्रधिक उल्लेखनीय 
है 'शिशुपालवघ' महाकाव्य । इसकी रचना आठवीं शताब्दी में माघ कवि ने श्रीमाल 
नगर में की । संस्कृत महाकाव्यों में 'शिशुपालवध' महाकाव्य का प्रन्यतम स्थान है। 

इस तरह श्राठवीं शताब्दी से राजस्थान के साहित्य की परम्परा नियमित रूप से 
भ्रागे बढ़ती है। प्राकृत श्रोर संस्कृत इन दोनों भाषाश्रों में बहुत से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचे गये । 
ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच कई महत्त्वपूर्ण अ्रपन्रंश काव्य भी राजस्थान में लिखे 
गये । तेरहवीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा का साहित्य भी मिलने लगता है। पन्द्रहवीं 
शताब्दी तक के राजस्थानी भाषा के साहित्य पर श्रपश्र श का प्रभाव स्पष्ट है । 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य महाकवि चन्द रचित पृथ्वीराज रासो' की ग्रभी 
तक सत्रहवीं शताब्दी के पहले की लिखी हुई कोई प्रति नहीं मिली, पर सोलह॒वीं शताब्दी 
में लिखो हुई जैन-प्रवन्धों वाली संग्रह प्रति में रासो के कुछ पद्म उद्धुत मिलते हैं जिससे 
उसकी मूच भाषा प्राश्नंश जैधी रही होगी, सिद्ध होता है । मुनि जिनविजयजी 
सम्पादित 'पुरातन-प्रबन्ध-सग्रह' में पृथ्वी राज रासो के तीन पद्म इस रूप में मिले हैं : 


(१) इवक्‌ बाण पहुबोहु जु पईं कइंबासह सुक्कभ्रो, सा 
उर भितरि खडहडिउ धीर कक्‍्खंतरि चुक्कड़। 
बोश्नं करि संधोउ भंमह सूमेसरनंदण ! 
एहु स्‌ गड्ि दाहिमभ्रो खणइ खुहृह सइंभरिवण । 
फूड छडि न जाइ इहु लुब्भिड बारइ पलकउ खल गुलह । 
ने जाणउं 'चंदबलहिउ' कि न वि छुटुई इह फलह॥। 
अगहु म गहि दाहिसभो रिपुरायसखयंकरु, 
कड मंत्र मन ठवग्नो एहु जबूपथ (प ?) सिलि जग्गरु। 
सह नामा सिक्लवरउं जइ सिविश्वविउं बुज्झई । 
जंपह चंदवलिदृदु सज्म परसकक्‍्खर सुज्ञाह। 
पहु पहुचिराय सइंमरिधणों संयभरि सउणद संभरिष्ति, 
कइंब।स विश्रास विसट्ूविशु मच्छिबंधिबद्धशों मरिसि॥ 
(३) त्रिण्हि लक्ष तुषार सबल पाधरोझदइ जसु हग, 
चऊदसय मयमत्त दंति गज्जंति महामय। 
बोसलक्ख पायकक सफर फारक्क घरुद्धर, 
ल्हूसड भ्ररु बलु यान संख कु जाणइ तांह पर । 
छत्तीसलक्ष नराहिबद विहिविनडिशो हो किम भय, 
जह॒॑चंद न जाणउ जल्हुकड गयढ कि सूउ कि घरि गयड ॥ 


5 
न 
बजा 


राजस्थानी साहित्य का विकास १६ 


उपरोक्त पद्यों की भाषा में हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के विकास के सूत्र खोजे 
जा सकते हैं। इस रासो से स्पष्ट है कि तेरहवीं शताब्दी से हिन्दी साहित्य का निर्माण 
भी राजस्थान में होने लगा था। ग्रतः राजस्थानी और हिन्दी दोनों के विकास का समय 
एक ही माना जा सकता है क्‍योंकि दोनों की जननी अंपश्रंश है। प्रतः एक ही भाषा से 
उदभूत होने के कारण उस समय की हिन्दी प्रौर राजस्थानी में प्रधिक श्रन्तर नहीं होना 
स्वाभाविक ही है। 

तत्कालीन राजस्थानी भाषा केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं थी, बह 
मालव, गुजरात भ्रादि लम्बे प्रदेश में बोली जाती थी इसोलिये प्राचीन राजस्थानी 
को गुजरातवाले प्राचीन गुजराती कहते हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी तक की रचनाझों को 
गुजरातवाले गुजराती की मानते हैं श्लौर राजस्थान वाले राजस्थानी की। यहां यह 
भी स्पष्ट कर देना भ्रावश्यक है कि जिस प्रकार राजस्थान भ्नेक टुकड़ों में बेटा हुमा 
था श्र उन भू-भागों के भ्रलग-प्रलग नाम थे, उसी तरह गुजरात भी कई प्रदेशों में 
बेटा हुआ था और उनके लाट ग्रादि प्रलग-अलग नाम थे। गुजरात” नाम तो बहुत 
पीछे से प्रसिद्ध हुआ । पहले “गुजंरत्रा' प्रदेश राजस्थान के ही एक भाग का नाम था, 
इसीलिये राजस्थान के डीडवाने श्र श्रीमालपुर श्रादि के शिलालेखों में इस प्रदेश का 
नाम “ुजंरत्रा' प्राप्त होता है। उसके बाद भावू से झ्रागे का प्रदेश गुजरात के नाम 
से प्रधिद्ध हो गया और राजस्थान का गुरजेरत्रा वाला भाग मारवाड़ में सम्मिलित हो 
गया । 

भारतीय स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भ्रावू को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ कि वह 
राजस्थान का अंग है या गुजरात का ? सरदार पटेल ने श्रपने प्रभाव से भ्राबू को गुजरात 
में सम्मिलित कर दिया था पर राजस्थान सरकार ने इसका विरोध करते हुए प्राचीन 
प्रमाणों और प्रनेक तथ्यों के श्राधार से भ्राव्‌ को राजस्थान का श्रंग प्रमाणित किया । 
फलत: ग्राबू भ्रव राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया है। 

राजस्थान व गुजरात मिले-जुले प्रान्त हैं और जैन मुनि तो दोनों प्रदेशों में 
समान रूप से धमं-प्रचार करते रहे हैं, इसीलिए उनकी रचनाप्रों में गुजराती प्रभावित 
राजस्थानी भाषा का प्रयोग प्रधिक हुप्रा है। एक ही कवि जब राजस्थान में श्रधिक 
रहा तो उसकी रचनाओं की भाषा राजस्थानी मिलती है भौर वही कवि झागे चलकर 
गृजरात में रहने लगा तो उसकी रचनाश्रों पर गुजराती का प्रभाव पड़ने लगा। उदाहरणाथे 
कवि जिनह॒ए्ष और देव चन्द्र के साहित्य को लिया जा सकता है । ये दोनों कवि राजस्थान 
में जन्मे श्रौर प्राथमिक जीवन राजस्थान में ही बिताया। अत: उस समय तक की रचनाएं 
राजस्थानी भाषा में हैं, फिर जीवन का उत्तराद्ध गुजरात में बिताया तो पिछली रच- 
नाप्नों की भाषा गुजराती है। 

सन्‍्तों व चारणों की भाषा प्रलग-भ्रलग रूप में रूढ़ हो गई। राजस्थान के 
सन्‍्तों पर गोरखनाथ, कबीर प्रादि प्राचीन सन्‍्तों की रचनाश्रों का प्रभाव रहा इसलिये 
उन्होंने हिन्दी, राजस्थानी मिश्चित भाषा में साहित्य-निर्माण किया । इसे 'सघृवकड़ी भाषा 
कहते हैं। राजस्यानी शब्दों का प्रयोग तो सन्‍्तों ने प्रचुर रूप में किया है पर भाषा का 


२० राजस्थानी साहित्य 


ढांचा हिन्दी का है। लोक-साहित्य की भाषा तो बोलचाल की राजस्थानी ही है। 

चारण कवि राजस्थान में हज़ारों की संख्या में हो गए। बारहवीं-ते रहवीं शताब्दी 
से उनके फूटकर पद्म मिलने लगते हैं, जिनका उपयोग जैन विद्वानों के लिखे हुए प्रदन्धों 
में हुमा है। पन्द्रहवीं शताब्दी से चारणी साहित्य की धारा श्रच्छे रूप से चलने लगी । 
सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के बीच तो बहुत बड़े साहित्य का निर्माण चारणों ने किया । 
चारणों के साहित्य की जो भाषा झूढ़ हो गई थी, झागे चलकर 'डिगल' के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । डिंगल शब्द की व्यूत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों ने बहुत से अनुमान लगाए 
हैं। जेन-कवि कुशललाभ के 'पिगल-शिरोमणि' तामक राजस्थानी के प्रथम छन्द- 
शास्त्र में डिगल की जगह 'डगल' शब्द प्रयुक्त हुआ है। डिगल के प्रनुकरण में हिन्दी 
का नाम राजस्थान में पिगल प्रसिद्ध हो गया । चारणों की भाषा डिगल झौर भाटों की 
भाषा पिंगल, इस प्रकार का उल्लेख कवि उदयराम के 'कवि कुलबोध' ग्रन्थ में डिगल- 
पिगल प्रश्नोत्तरी के प्रन्तगंत पाया जाता है। 

डॉ० मोतीलाल मेनारिया के ग्नुसार तो राजस्थान में राजस्थानी व डिंगल 
की प्रपेक्षा पिंगल यानी ब्रज और हिन्दी भाषा में साहित्य-निर्माण अधिक हुआ है । 
उन्होंने “राजस्थान का पिगल साहित्य” विषय पर शोध-प्रबन्ध लिखा है श्रौर वह छप भी 
चुका है । 

चारणी साहित्य पर डॉ० मोहनलाल जिज्ञासु ने शोध-प्रबन्ध लिखा है पर वह 
प्रभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है । 

राजस्थान के कई सन्त सम्प्रदायों श्रौर उनके साहित्य पर शोध-प्रबन्ध लिखे 
जा चुके हैं! राजस्थानी साहित्य के विभिन्न कालों पर भी शोध-प्रबन्ध लिखे गये हैं । 
प्रादिकाल पर डॉ० हरीश ने शोध-प्रबन्ध लिखा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही 
डॉ० सुकमारसेन के निर्देशन में डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने राजस्थानी साहित्य के 
प्रारम्भ के संवत्‌ १६५० तक के साहित्य पर शोघ-प्रबन्ध लिखा और वह प्रकाशित भी 
हो चुका है। डिंगल साहित्य पर भी डॉ० जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव का शोध-प्रबन्ध 
इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है । 

राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य भी बहुत ही समृद्ध है। इस विषय पर 
डॉ भ्रचन शर्मा का शोध-प्रबन्ध “राजध्यानी गद्य का उद्‌ भव झौर विकास' के नाम से 
सादूल राजस्थानी रिसचच इन्स्टीट्यूट, बीकानेर से प्रकाशित हो चुका है। जिस तरह 
राजस्थान में रचित हिन्दी-राजस्थानी के साहित्य सम्बन्धी कई शोघ-प्रबन्ध लिखे जा 
चुके हैं प्रौर लिखे जा रहे हैं उसी तरह जयपुर झौर बीकानेर के संस्कृत साहित्य पर भी 
दो व्यक्तियों ने शोध-प्रबन्ध लिखे हैं, पर भ्रभो इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्य होना शेष 
है। भाशा है पश्रौर भी बहुत से शोध-प्र बन्ध लिखे जाएंगे और तभी राजस्थान के साहित्य 
की परम्परा का ठीक से परिचय पिल सकेगा । 

राजस्थान भ्रपनी वीरता के लिए बहुत हो प्रसिद्ध है। राजस्थानी भाषा के 
साहित्य की प्रमुख विशेषता वीर रस की रचनाप्नों का प्राचुयं है। छोटे-से-छोटे दोहा 
छन्द में वीर रस का जो चमत्कार राजस्थानी दोहों में मिलता है वह भ्रन्यत्न दुर्लभ है । 


2 


राजस्थानी साहित्य का विकास ११ 


चारण कवियों ने इस जीवन्त और प्रेरणादायक साहित्य को निर्माण करके वीरों को 
बहुत प्रोत्साहित किया और इसी का परिणाम है कि हजारों वीरों ने अपने स्वदेश 
झभौर स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। यों तो वीरता की सब 
समय प्रावश्यकता रहती है पर बतंमान में भारत को इसकी नित्तान्त भ्रावश्यकता है । 
इसलिए राजस्थानी भाषा का वीर-रसात्मक साहित्य बहुत उपयोगी हो सकता है। 
डिगल गीतों का तो प्रचार उतना नहीं रहा पर वीर-रस के दोहों का खूब प्रचार रहा 
है। गत शताब्दी में कई वीर सतसइयां रची गई हैं। यहां कुछ फूटकर दोहों को प्रस्तुत 
किया जा रहा है जिससे राजस्थान व राजस्थानी भाषा के साहित्य में कितना भोज 
झौर बल है, यह स्वयं विदित हो जायेगा। ह 

जननी ! जणेतों भ्रहड़ा जण, क॑ दाता के सूर । 

ना तर रहजे वांक्ड़ी, मती गमाजे नूर॥।१॥ 


+है माता ! पुत्र जनो तो ऐसा जनना जो या तो दाता हो या वीर। नहीं 
तो बन्ध्या ही रहना | निकम्मे पुत्र को जनकर अ्रपने यौबन के तेज को मत गँवाना। 
इला न देणी झह्रापणी, रणखेता भिड़ जाय । 
पुत सिखाव॑ पालण, मरण बड़ाई मसाय॥२॥ 


> 
--अपनी भूमि किसी को न देना, उसके लिए रणभूमि में भिड़ जाना'-- 
माता इस प्रकार पुत्र को भूले में सुलाते समय ही मरने की महिमा सिखाती है। 
बेटा जाया कण गुण, झोगण कण धियांह। 
ज्यां ऊमाँ घर झापणी, गंजीज पझ्वरांह ॥३।। 


“ऐसे पुत्रों के जन्म लेने से क्या लाभ, और पुत्रियों के जन्म लेने से क्या 
हानि, जिन पुत्रों के खड़े रहते भ्रपनी भूमि दूसरों द्वारा पददलित की जाती है। 
सूधो रजबट परखणो, श्रे रजबट-भ्रहनाण । 
प्राण जठे रजबट नहीं, रजयट जठं व प्राण ॥४॥ 


--राजपृत का परखना सीधा-सादा (बहुत सरल) है। ये राजपूती के लक्षण 
हैं--जहां प्राणों का मोह है वहां राजपूती नहीं, राजपूती है वहां जहां प्राणों का मोह नहीं । 
रजयदट नह बीठी सखी ! दोठा घना सभट्ट । 

. सिर पड़ जावे, घड़ लड़, था रूड़ो रजवह ॥५॥। 


“है सखी ! बहुत वीर देखे पर रजपूती दिखाई नहीं पड़ी। युद्ध में सिर 
गिर जाय और फिर भी घड़ लड़ता रहे--यही सच्ची राजपूती है। 
नह हेली ! छत्न खम्मरां, नह बढ़ नार्मा हुत। 
जे मश्ही हित देस-रे, है ये हो रजपुत ॥६॥ 


श्र राजस्थानी साहित्य 


--हे सखी ! राज-छत्र और चंबरों से कोई राजपूत नहीं होता और न बड़े 
नाम से कोई राजपूत होता है। जो देश के लिए मरते हैं वे ही राजपृत हैं । 
रजपूता गुण पृछतो, देख सखी ! साबूत। 
घर पड़िया घर कारण, रज भेला रजपुत ॥७॥॥ 


--हे सखी ! तू राजपूतों के गुण पूछती थी। उन्हें भब पूरा-पूरा प्रत्यक्ष देख । 
प्रपनी भूमि के लिए राजपूत रज के साथ मिले हुए धराशायी हो रहे हैं (रज-घूल- 
बीरता) । 

रण कर-फर रज-रज रंगे, रिव ढंक॑ रज-हूंत । 
रज जेती धर ना दिये, रण-रज हुवे रजपुत ॥८॥ 


--रजपूत युद्ध कर-क रके युद्धूयूमि के एक-एक रज-कण को रुधिर से रंग देता 
है भ्ौर सू को रज से ग्राच्छादित कर देता है। कटकर रज-रज (कण-कण ) हो जाता 
है पर रज भर भी भूमि शत्रु के हाथ में नहीं जाने देता । 

एको लाखां पझ्ांग्म, सींह कहीजे सोय। 
सुर जेथी रोड़ियं, कलहक तेथी होय॥६॥ 


+-जो अकेला ही लाखों से भिड़ता है वही सिह कहा जाता है | शूरवीरों को 
जहां घेरा जाता है वहीं हलचल मच जाती है। 


सूरा सोह पिछाणियं, लड़ धणों रं हेत। 
पुरजा-पुरजा कद पड़े, तोष न छांडे खेत ॥8१०॥ 


--शूरवीर उसी को जानना चाहिए जो स्वामी के लिए लड़े और कट कर 
टुकड़े-टुकड़े ही जाय, फिर भी युद्धभूमि को न छोड़े । 


क्रिपएण जतन धन-रो करं, कायर जोव-जतसन्न | 
सूर जतन उण-रो करं, जिणरो खाधो श्रन्न ॥११॥ 


“-कऊपण धन की रक्षा के लिए यत्त करता है, कायर प्राणों की रक्षा के लिए, 
पर वीर उसकी रक्षा के लिए यत्न करता है जिसका अन्न उसने खाया है । 
सुर न पूछे टीपणों, सुगन न देखे सूर। 
मरणा-नूं मंगल गिर्ण, समर चढ़े मुख नर ॥१२॥ 
-“बीर न तो पंचांग (शुभाशुभ मुहृत्त ) पूछते हैं प्नौर न शक्‌न देखते हैं। वे 
मरण को मंगल समभते हैं। युद्धभूमि में उनके मुख पर तेज चढ़ता है । 
[ ढोल घसवर्क दल मिले. बज्ज सहड़ डहक्क। 
कायर कंपे, घड़ पड़े, मरं त सर निश्चंक ॥१३॥ 


राणस्थानी साहित्य का विकास श्र 


--नगारे बज रहे हैं, फौज मिड रही हैं, वीर प्रश्न होकर लड़ रहे हैं, कायर 
कांप रहे हैं, भौर शुरवीर मर रहे हैं । 


करे भग्गा पारकक्‍्कड़ा, तो श्रलखि ! सुझ पिएण । 


थे भग्गा श्रापां तणां, तो तिह जूस पडेण ॥१४॥ 


>है सल्यी ! यदि ज्षत्रु भागे हैं तो समक लो कि मेरे पति के कारण, भौर 
यदि श्रपने लोग भागे हैं वो समझ लो कि वह मारा जा चुका है (मेरे पति के जीतै-जी 
भागें, यह सम्भव नहीं) । 
नह पड़ोस कायर नर्रा, हेली ! वास सुहाय। 
बलिहारी उण देसड़ं, माथा मोल विकाय ॥१५॥ 


“है सखी ! कायर पुरुषों के पड़ोस में रहना भ्रच्छा नहीं लगता | मैं उस 
देश पर बलिहारी हूं जहां सिर मोल बिकते हैं। (जहां सिरों का लेन-देन होता है) । 
नायण श्राज न सांड पग, काल सुणीजे जंग । 
घारां लाग॑ जो धणी, तो घण दोस रंग॥१६॥ 


ऊहे नाइत ! ग्राज पैरों में मेहंदी मत लगा, कल युद्ध सुना जाता है। यदि मेरा 
पति तलवार की घार पर चढ़ जाय (तलवार से मारा जाय) तो फिर खूब मेहंदी रचाना। 
सुत मरियों हित देस रं, हरख्यो बंधु-समाज । 
मा नह हरखी जलम दे, जितरो हरखी झ्राज ॥१७॥ 


जेटा देश के लिए मर गया, यह जानकर बन्धुजन हृर्षित हुए । माता उसे 
जन्म देकर उतनी ह्॒षित नहीं हुई थी, जितनी हषित भश्राज हुई। 
जलम दिखायो जलम दिन, परण दिखायो प्राज | 
बेटा ! हरष दिखावजे, मरण देस-रं काज ॥१८॥ 


>हे बेटा | जन्म लेकर तुमने जन्मोत्सव का दिन दिखाया। विवाह करके 
ग्राज विवाहोत्सव का दिन दिखाया। है पुत्र, देश के लिए मरकर मरणोत्सव का दिन 
भी दिखाना । 
हूं बलिहारी राणियां, जिण जाया रजपृत । 
झण-हूंती हूंती करे, से बातां-रा सुत ॥१६॥ 
--मैं उन क्षत्राणियों पर बलिहारी हूं, जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया जो 
प्रसम्भव को सम्भव करते हैं और सब बातों को सुधारते हैं । 


सत सोचे जाणें सती, सोनूं बालक साय। 
बेर पराया बाबड़, जठे न घर-रा जाब ॥२०॥ 


२४ राज॑स्पानी साहित्य 


--है माता ! मुझे बालक जानकर मन में बिन्ता मत करना। जिस कुल में 
दूसरों के वैरों का बदला लिया जाता है उसमें भला घर के बैर का बदला क्या नहीं 
लिया जायगा ? 


राजस्थानी साहित्य के सम्बन्ध में १८ फरवरी, १६३७ को राजस्थान रिसर्च 
सोसाइटी, कलकत्ता के आंगण में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने समापति-पद से भाषण 
देते हुए कहा था : 

“भक्ति रस का काव्य तो भारतवर्ष के प्रत्येक साहित्य में किसी न किसी कोटि 
का पाया ही जाता है | राघा-कृष्ण को लेकर हरेक प्रान्त ने साधारण या उच्चकोटि 
का साहित्य निर्मित किया है, लेकिन राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य-निर्माण 
किया है उसकी जोड़ का साहित्य प्रौर कहीं नहीं पाया जाता और उसका कारण है 
राजस्थानी कवियों ने कठिन सत्य के बीच में रहकर युद्ध के नगाड़ों के बीच अ्रपनी 
कविताएं बनाई थीं । प्रकृति का ताण्डव रूप उनके सामने था) क्‍या श्राज कोई कवि 
प्रपती भावुकता के बल पर फिर वह काव्य निर्माण कर सकता है ? राजस्थानी भाषा 
के साहित्य में जो एक प्रकार का भाव है--जो उद्गे ग है--बह राजस्थान का खास श्रपना 
है, वह केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, सारे भारतवर्ष के लिए गौरव की वस्तु है। 
राजस्थान का यह साहित्य कवियों के झन्तस्तल से निकला है। श्रतः यह प्रकृति के 
बहुत समीप है। मुझे क्षितिमोहन सेन महाशय से हिन्दी-काव्य का श्राभास मिला था, 
पर श्राज जो मैंने पाया है वह बिलकुल नवीन वस्तु है। मुझे उसे श्राज तक सुनने का 
मौका नहीं मिला था, लेकिन प्राज मुझे साहित्य का एक नवीन मार्ग मिला है। मैं सुना 
करता था कि चारण कवि युद्ध के समय उत्तेजनावद्धंक कविताएं सुना-सुन|कर लोगों को 
प्रोत्ताहित करते रहते थे। पर भ्राज मैंने उन कविताओं का रसास्वादन किया श्र मुझे 
इस साहित्य में बहुत ज़ोर मालूम पड़ रहा है। इसका सम्पादन और प्रकाशन देश के 
लिए बहुत प्रावश्यक है ।* 

प्रन्त में राजस्थान के वयोवृद्ध कवि उदयराज उज्ज्वल के शब्दों में बणित साहित्य 
महिमा के पाँच दोहों को सुनाते हुए झ्पना प्रथम भाषण समाप्त करता हूं-- 


सत शभ्रखंड संदेस, चारण झजल ऊचर। 
दीपे बां-रो देस, ज्यांरो साहित जयमगे ॥१॥ 
साहित ब्रह्म-सरूप, समय प्राण समाज ने । 
रमें समम-अनुरूप, प्रंग पलटतो ऊजला॥२॥ 
साहितरो संचार, आ_आार्ण ऊंधो झआतसा। 
झातम बल झ्ाधार, संकट मिट समाज रा।।३॥ 
जद जद किणो समाज में, झ्ावे पतन अ्रधाग । 
बीही संपतति बावड़, इण साहित अनुराग ॥४॥ 
साहित बिना समाज में, साहस रहे न सत्त। 
सत साहस विन सर्वदा, जोकण दुखी जगत ॥५॥ 


दे 
राजस्थान में रचित संस्कृत-प्राकृत साहित्य 


भारतीय भाष,झ्रों में सबसे प्राचो न संस्कृत झौर प्राकृत भाषाएं हैं । विद्वानों में 
इस विषय पर मतभेद है कि इन दोनों में से प्राचीन कौन-सी है? जहां तक उपलब्ध 
साहित्य का प्रश्न है, वेद ही सबसे प्राचीन ग्रन्थ है इसलिए संस्कृत की प्राचीनता तो 
स्पष्ट है पर प्राकृत शब्द पर जब विचार करते हैं तो मालूम होता है कि जनसाधारण की 
भाषा तो प्राकृत ही रही होगी, उसके रूप में चाहे परिवर्तत कितना ही होता रहा हो । 
संस्कृत शब्द संस्कार का सूचक है इसलिए प्राकृत को संस्कारित कर शिक्षित व्यक्तियों 
ने साहित्य-निर्माण का माध्यम बनाया होगा । कहने का प्राशय यही है कि दोनों भाषाएं 
प्राचीनकाल से समान रूप से चलती झ्ायी हैं । 

भारतीय प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार पुवंकाल में ज्ञान का प्रचार मौखिक रूप 
से ही होता रहा है। प्राकृत भाषा की रचनाएं विशेषत: ज॑नों भ्रौर बौद्धों की हैं । 
महावीर झौर बुद्ध समकालीन महापुरुष थे धर प्रायः बिहार प्रदेश के प्रास-पास में 
दोनों धमं-प्रचार करते रहे । इसलिए उनकी भाषा में विशेष अन्तर नहीं होना चाहिए । 
प्र वर्तमान में जो पाली और प्राकृत साहित्य उपलब्ध है उसमें भाषा का काफी श्रन्तर 
है। राजस्थान में पाली भाषा में बौद्ध साहित्य रचा गया हो इसका कोई उल्लेख 
जानने में नहीं प्राया। यद्यपि बौद्ध-धर्मं का प्रचार राजस्थान में भी कहीं-कहीं रहा है, 
यह पुरातत्त्व की सामग्री से ज्ञात होता है । 

जैन-धर्म का राजस्थान में प्राचीनकाल से प्रचार रहा है। पर प्राचीन जेन-प्रन्थों 
में वे म्रन्य कब एवं कहां रचे गए, स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । स्थान के उल्लेख व।ले 
सवंप्रथम ग्रन्थ धृत्तख्यान की रचना प्राकृत भाषा में जेनाचाये हरिभद्रसूरि ने चित्तोड़ 
में हुई लिखी है, अतः निश्चित रूप से भ्राठवीं शताब्दी में प्राकृत साहित्य राजस्थान में 
रचा जाता था, प्रमाणित है। जैन विद्वानों ने प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओ्रों में समान 
रूप से रचनाएं की हैं। झ[चाय हरिभद्र की रचनाएं भी दोनों भाषाभों की मिलती हैं। 

संस्कृत साहित्य राजस्थान में प्रचुर रचा गया है पर प्राचीन रचनाझों में समय 
झौर स्थान का उल्लेख न होने से सर्वश्रथम रचना कौन-सी है, नहीं कहा जा सकता। 
ब्राह्मण विद्वानों ने संस्कृत में काफी लिखा है पर जैन संस्क्ृत साहित्य भी कम नहीं है। वैसे 
समय धौर स्थान की सूचना देने वाले संस्कृत ग्रन्थ जनों के ही भ्रधिक मिलते हैं। ब्राह्मण 
विद्वानों की रचनाप्नों में निश्चित समय वाले शिक्षुपाल-बध महाकाव्य को साथ कवि ने 


१६ राजस्थानी साहित्य 


बनाया--वे श्रीमाल नगर में रहते थे, उतका समय सातवीं-प्राठवीं छ्ताब्दी का माना 
जाता है। 

प्रभावक चरित्र के अनुसार आवारये हरिभद्व चित्तौड़ के राजा जितारि के राज- 
पुरोहित थे। ज॑न-धर्म के तो वे महान्‌ श्राचार्य थे ही पर भारतीय दा निक विद्वानों में 
भी उनका प्रप्नतिम स्थान है । ये बहुत ही उदार, गुगग्राहक भौर समन्वयवादी दाशंनिक 
थ्रे। मुनि जिनविजयजी ने आचाय॑ हरिभद्रसूरि के सम्बन्ध में लिखा है कि “जैन धर्म 
के बवेताम्बर सम्प्रदाय में हरिभद्र नाम के एक बहुत प्रसिद्ध और महान विद्वान्‌ प्राचाय॑ 
हो गये हैं। उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषा में धर्म, आचार भर दार्शनिक विषय के 
प्रनेक उत्तमोतम और गम्भीर तत्त्व-प्रतिपादक ग्रन्थ लिखे हैं। इन ग्रन्थों में सांख्य, योग, 
न्याय, वेशेषिक, प्रद्व॑त चार्वाक, बौद्ध, जैन आदि सब ही दर्शनों भ्रौर मतों की उन्होंने 
प्रनेक तरह से प्रालोचना-प्रत्यालोचना की है। इस प्रकार के भिन्न-भिन्न मतों के सिद्धान्तों 
की विवेचना करते समय अपने विरोधी मतवाले विचारकों का भी गोरवपूर्ण नामोल्लेख 
करने वाले श्रौर समभावपूर्वक मृदू और मधुर शब्दों द्वारा विचार-मीमांसा करने वाले 
ऐसे जो कोई विद्वान्‌ भारतीय साहित्य के इतिहास में उल्लेख किए जाने योग्य हों, उनमें 
हरिभद्र का नाम सबसे पहले लिखने योग्य है ।'” 

पडित सुखलालजी ने लिखा है : “जैन प्रागमों पर सबसे पहले संस्कृत में टीका 
लिखने वाले, भारतीय समग्र दर्शनों का सबसे पहले वर्णन करने वाले, जैन-शस्त्र के मूल 
सिद्धान्त श्रनेकान्त पर ताकिक रीति से व्यवस्थित रूप में ्रौर जैन प्रक्रिया के भ्रनुसार 
योग विषय पर नयी रीति से लिखनेबाले हरिभद्र ही हैं। इनकी प्रतिभा ने विविध 
विषयों के जो अनेक प्रन्य उत्पन्न किये हैं उनसे केवल जैन-सिद्धान्त का ही नहीं, भारतीय 
संस्कृत, प्राकृत साहित्य का मुख उज्ज्वल है। इनके बनाये हुए जो १४४४ ग्रन्थ कहे 
जाते हैं वे सब प्राज उपलब्ध नहीं हैं किन्तु जितने भी उपलब्ध हैं वे भो हमारे लिए तो 
सारी ज़िन्दगी तक मतन करने और प्रत्येक शास्त्रीय विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
पर्याप्त हैं ।'” 

श्राचायं हरिभद्र को करोब छोटी-बड़ी १०० रचनाएं मिलती हैं झौर वे भधि- 
कांश प्रकाशित हो चुको हैं। श्रत: विद्वानों से प्रनुरोध है कि हरिभद्व के सा ह्त्यि का 
समभाव से सांगोपांग ग्रध्ययन करें। उनकी रचनाझ्नों की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है-- 

न्याय प्लोर दर्शन : पट्दर्शन-समुच्चय, शास्त्र-वार्ता समुच्चय, अनेकान्त जय 
पताका स्वोपग्य वृत्ति सहित, प्रनेकान्तवाद प्रवेश, सर्वज्ञ सिद्धि, धूर्तास्यान | 

पघोग : योगदृष्टि समुच्चय, योगबिन्दु, योगविशिका, योगशतक, षोड़शक । 

ज्योतिष : लग्न-बुद्धि । 

जंत-धर्म : भ्रष्टक प्रकरण, पंचाशक, धमंबिन्दु, उपदेशपद, धर्म संग्रहणी, लोक- 
तत्त्व-निर्णय, विशतिका, श्रावकप्रज्ञप्ति, सम्बोधप्रकरण, सम्यकत्व या दर्शनसप्ततिका । 

जन धागमों पर टोकाएं : झ्ावश्यक वृहृद वृत्ति (प्र० २२००० ), भ्रनुयोगद्वार 
वृति, नन्‍्दी लघु वृत्ति, दशवंकालिक वृत्ति, प्रज्ञापना सूत्र प्रदेश व्यास्या, चैत्यवंदन वृत्ति 
(ललित बिस्तर ), तलाधर्सृत्र वृत्ति आदि | 


शेजस्थान में राजित संस्कृत-प्रांकृत साहित्य ५७ 


कया : समराइच्च कहा। इसे डॉ० हरमन जैकोबी' मे सम्पादित करके एशिया- 
टिक सोसाइटी, कलकत्ता से प्रकाशित करवाया था। षटदर्शन-समुच्चय की एक सटीक 
झावृत्ति भी सोसाइटी से निकली है। 
प्राचाये हरिभद्र जैसे समर्थ विद्वान पर राजस्थान को सचमुच ही गव॑ है। उनके 
ग्रन्थों का व्यापक प्रचार और ग्रध्ययन, अध्यापन श्रपेक्षित है। हिन्दी, बंगला, गुजराती 
ग्रादि भाषाग्रों में उनके उपयोगी ग्रन्थों क। भ्रनुवाद भी छपना चाहिए । कुछ ग्रन्थों के 
तो हिन्दी, गुजराती श्रनुवाद छपे भी हैं। पंडित सुखलालजी ने हरिभद्र के सम्बन्ध में 
समदर्शी हरिभद्र” के नाम से महत्त्वपूर्ण व्याख्यान दिए थे जो इसी नाम के ग्रन्थ में छप 
चुके हैं। श्रो० हीरालाल कापड़िया ने गुजराती में हरिभद्रसूरि सम्बन्धी एक ग्रन्थ लिखा 
है जो सयाजीराव ग्रन्यमाला, बडौदा से छप चुका है । 
हरिभद्र के बाद की उल्लेखनीय रचना कुबल्ययमाला है जो सं० ३५ में जालौर 
में रची गई । 
पूर्वोल्लिखित 'उपमितिभव प्रपंचा कथा' का सम्पादन भी डॉ० हरमन जैकोबी 
ने सवंप्रथम किया था श्रौर वह संस्करण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल से 
प्रकाशित हुआ था। सोलह हजार इलोकों का यह्‌ रूपक ग्रन्थ सारे भारतीय साहित्य में 
अपने ढंग का एक ही और सबसे बड़ा ग्रन्थ है। 
जैन साहित्य के महान्‌ विद्वान पं० नाथूराम 'प्रेमी' ने इसके हिन्दी भ्रनुवाद के 
प्रथम भाग की प्रस्तावना में लिखा है : “जंनियों का साहित्य-सागर बहुत विस्तृत श्रौर 
गम्भीर है। ज्यों-ज्यों श्रवमाहन किया जाता है त्यों-त्यों उसमें से ऐसे श्रपुर्व ग्रन्थ-रत्न 
हाथ लगते हैं जिनके विषय में पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी । यह 'उप- 
मितिभव प्रपंचा कथा' नामक ग्रन्थ उन्हों रत्नों में से एक सर्वोपरि रत्न है। भौर का 
चाहे जो मत हो, परन्तु मैं तो इस ग्रन्थ पर यहां तक मुग्ध हूं कि संस्कृत साहित्य में भ्रौर 
शायद प्रन्य किसी भाषा के साहित्य में भी इसको जोड़ का दूसरा ग्रन्थ नहीं समझता हूं । 
मुके पूर्ण भाशा है कि जो सज्जन इस ग्रन्थ का भावपूर्वक झ्रादि से अन्त तक एक बार 
अध्ययन करेंगे उनका भी मेरे ही समान मत हुए बिना नहीं रहेगा । इस प्रभूतपूर्व शेली 
का, इस हृदयद्रावक रचना-प्रणाली का यह एक ही ग्रन्थ है। कठिन-से-कठिन भौर रूक्ष्य 
विषप को सरल-से-सरल भौर सरस बनाने का शायद ही कोई इससे भ्च्छा ढंग होगा । 
उपरोक्त 'उपभितिभव प्रपंचा कथा' का महत्त्व श्ननेक दृष्टियों से है । तत्कालीत 
सांस्कृतिक सामग्री का वह प्रखुट भण्डार है। डॉ० दशरथ शर्मा ने इसके सांस्कृतिक 
महत्त्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ लेख लिखे जो 'मह्मारती' श्रादि में छपे हैं। वास्तव में 
जिप्त तरह डॉ० वासुदेवशरण प्रग्रवाल ने हम चरित्र', 'कादम्बरी' प्रादि का सांस्कृतिक 
प्रध्ययन प्रस्तुत किया है उसी तरह इस ग्रन्थ का भी स्वृतन्त्र रूप से गम्भीर भ्रष्ययन किया 
जाना श्रपेक्षित है। गुजराती में श्री मोतीचन्द गिरधर कापड़िया का एक उल्लेखनीय 
ग्रन्थ 'परिद्धषि' नाम से प्रकाशित हुआ्ना है, उसमें इस प्रन्थ के विविध प्रकार के महत्त्व को 
प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया गया है। सिद्धि रचित श्रीचन्द्र केवली चरित्र", 
'उपदेशमाला टीका' श्र स्यायावतार विवृत्ति' ध्ादि भ्त्य रचनाएं भी प्राप्त हैं जिनसे 


१८ शजस्थानौ साहित्य 


उनकी बहुमुली प्रतिभा का परिचय मिलता है। 

ग्यारहवीं शताब्दी में खरतरगच्छ के भ्रादिपुरुष जिनेश्वरसूरि भौर उनके भ्राता 
बुद्धितागरसूरि नामक दो बड़े विद्वान जैनाचाय हुए। गुजरात भौर राजस्थान में ये समान 
रूप से धर्म-प्रचार करते रहे हैं। गुजरात में उन दिनों चैत्यवासी श्राचार्यों का इतना 
बड़ा प्रभाव था कि सुविहित साधुभों को वहां रहने के लिए व चातुर्मास करने के लिए 
उपाश्रय भर्थात्‌ धर्म-साधना का स्थान मिलना भी कठिन हो गया था। भाचाये जिनेश्वर 
सूरि ने अपने गुरुआओ के पास गुजरात की राजधानी पाटण में जाकर तत्कालीन नरेश 
दुलंभराज की सभा में चैत्यव|सियों से ज्ास्त्रार्थ किया था श्रौर तब से सुविहित मुनियों- 
के निवासस्थान की दिक्कत दूर हुई। जिनेश्वरसूरि और बुद्धिसागरसूरि मूलतः ब्राह्मण 
थे भ्रतः वेद आदि ब्राह्मण ग्रन्थों का अध्ययन वे पहले ही कर चुके थे। जैन मुनि होने के 
बाद उन्होंने जेन-शास्त्रों का भो गम्भो र भ्रध्ययन किया । श्वेताम्बर सम्प्रदाय का अब तक 
कोई भी व्याकरण ग्रन्य नहीं है, यह उन्हें बहुत ही श्रखरा और बुद्धिसाग रसू रिजी ने 'पंच- 
ग्रन्थि वृत्ति नामक संस्कृत व्याकरण ग्रन्थ की रचना की । इसी तरह जिनेश्वरसूरिजी ने 
जैन न्याय-सम्बन्धी 'प्रमालक्ष्य स्वोपर्य वृत्ति' नामक ग्रन्थ बनाकर एक ग्रभाव की पूर्ति 
की श्रौर भावी पीढ़ी के लिए मार्गं-प्रदर्शन किया । पंचग्रन्थि व्याकरण भौर जिनेश्वर की 
'हरिभद्र भ्रष्टक वृत्ति' ये दोनों रचनाएं संबत्‌ १०८० में जालौर में पूर्ण हुईं । जिनेश्वर 
सूरिजी ने 'चैत्यवंदन विवरण' संवत्‌ १०६६ में रचा और 'कथाकोष' नामक प्राकृत की 
तीस गाथाग्रों की श्रपनी रचना पर संस्कृत में विस्तृत टीका लिखी | मुनि जिनविजयजी 
ने इस 'कथा-कोश को वृत्ति सहित सिंधी जैन ग्रन्थमाला से प्रकाशित कर दिया है और 
उसकी विस्तृत प्रस्तावना में जिनेश्वरमूरि के व्यक्तित्व श्रौर कतृ त्व के सम्बन्ध में 
विस्तृत प्रकाश डाला है। जिनेश्वरसूरिजी ने 'लीलावती' नामक एक सुन्दर कथा ग्रन्थ 
भी लिखा था पर प्रब वह प्रप्राप्य है। उसका संस्कृत में सार जिनरत्नसूरिजी ने लिखा 
था। उसी को एक ताडपत्रीय प्रति जैसलमेर ज्ञान-भण्डार में है । 

जिनेश्वरसूरि के शिष्य धनेश्वरसूरि (जिनभद्र) ने भ्राबू के निकटवर्ती चन्द्रा- 
वती नगरी (चह्टावली) में सुरसुन्दरी कया' नामक प्राकृत भाषा का एक सुललित 
काव्य बनाया जो मूल रूप में एवं उसका गुजराती प्ननुवाद भी प्रकाशित हो चुका है । 

जिनेश्वरसूरि के पट्टथधर जिनचन्द्रसुरि ने संवेग-रंगशाला” नामक प्राकृत 
भाषा का एक महत्त्वपूर्ण वृहृद्‌ ग्रन्थ बनाया। जिनचन्द्रसूरि के गुरुआ्राता नवांगी वृत्ति- 
कार भ्रभयदेवसूरि तो बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं। उनके शिष्य व पट्टधर जिनवल्लभसूरि 
राजस्थान की एक महान्‌ विभूति थे। उनकी प्रशंसा करते हुए कई विद्वानों ने उन्हें 
कालिदास जैसा महाकवि बतलाया है। प्राकृत औौर संस्कृत दोनों भाषाओ्रों में उन्होंने 
बहुत-सी रचनाएं की हैं। न!गोर के निकटवर्ती कू्च॑पुर में, जो कुचेरा के नाम से विद्यमान 
है, चेत्यवासी भ्राचायं जिनेश्वरसूरि रहते थे। जिनवलल्‍लभ पहले उन्हीं के पास दीक्षित 
हुए थे, फिर प्रभयदेवसूरि के पास आममादि ग्रन्थों का भ्रध्ययन किया। “श्रृंगार 
शतक इनकी प्रारम्भिक रचना प्रतीत होती है। श्यृंगार रस का जैनाचार्थों का बनाया 
हुआ्रा यह एक ही संस्कृत-काव्य है। प्रश्नोत्त रषष्टी शतक, धर्म-शिक्षा, चित्रकूट प्रशस्ति, 


राजत्यान में रचित संस्कृत-प्राकृत साहित्य १६ 


संघपट्ूक झौर कई स्तोत्र भ्रापकी अ्रसाधारणग काव्य-प्रतिभा के परिचायक हैं। प्र|कृत 
भाषा में भी द्वादश कुलक', सूक्ष्मार्थ विचार सार', 'प्रागमिक वस्तु विचार सार', 'पिड 
विशुद्धि, पौषध विधि श्रकरण', तीर्थंकर स्तृति', स्तोत्र भ्रादि बहुत-सी रचनाएं की हैं । 
आपने एक ऐसा स्तोत्र भी बनाया है जो प्राकृत भौर संस्कृत इन दोनों भाषाओं का कहा 
जा सकता है। इस भाषा-शेली को 'सम-संस्कृत' नाम दिया गया है | संवत्‌ ११६७ में 
बित्तौड़ में इन्हें भ्राचाये पद मिला था। नागो र, बित्तौड़, विक्रमपुर, मर कोट, धार भ्रादि 
राजस्थान प्रौर म।लव-प्रदेश में ही प्रपका अधिक विचरना हुप्रा । 

ज्योतिषशास्त्र के भी ये बहुत श्रच्छे विद्वान थे पर इस विषय की उनकी कोई 
रचना प्राप्त नहीं है। भ्रपने समय में इनकी विद्वत्ता की इतनी प्रसिद्धि थी कि दूर-दूर से. 
इन्हें राजा लोग समस्यामप्रों की पूरति करने भेजते थे । एक बार का प्रसंग है कि धारा- 
नरेश नरवर्म की राजत्षभा में एक विदेशी पंडित ने 'कण्ठे कुठार: कमठे ठका र: यह समस्‍्या- 
पद रखा। स्थानीय विद्वानों ने इस समस्या की पूति की पर उससे उस विदेशी विद्वान 
को संतोष नहीं हुप्रा। तब वह समस्या जिनवल्लभसूरिजी को चित्तौड़ भेजी गई भ्ौर 
उन्होंने जो पूति की उससे सब विद्वान चमत्कृत हुए । जिनवल्लभसूरिजी के सम्बन्ध में 
श्री विनय्सागरजी ने एक शोध-प्रबन्ध लिखकर 'महोपाध्याय” पद प्राप्त किया है। 
खेद है उनका वह शोष-प्रबन्ध श्रभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया । 

जिनवललभसूरि के भक्त श्रावक नागोर के सेठ घनदेव के पुत्र पद्मानन्द ने 
वेराग्य शतक' नामक संस्कृत काव्य बनाया, जो 'काव्यमाला' में प्रक!शित हो चुका है । 

जिनवल्लभसूरिजी के पट्टधर जिनदत्तसूरि तो मरुस्थली के कल्पवृक्ष माने 
जाते हैं। उस ज़माने में एक श्रोर उन्होंने चैत्यवास का प्रबल खंडन करके सुविहित मार्ग 
का डंका बजाया भ्रौर प्रनेक चेत्यवासी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इनके शिष्य 
हो गए । दूसरी ओर अपनी श्राध्यात्मिक और मंत्र-शक्ति के बल पर इन्होंने लक्षाधिक 
व्यक्तियों को नया जैन बनाया। इनके स्वर्गंवास को ८१० वर्ष हो जाने पर भी इनकी 
पूजा-मान्यता दिनोंदिन बढ़ती ही रही है। श्वेताम्बर जैन समाज में यह 'दादा गुरु या 
बड़े दादा साहइ' के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में ही नहीं, भारत के कोने-कोने में 
इनके मन्दिर, मूर्तियां व चरण पादुकाएं स्थापित हैं। ये युग-प्रधान पुरुष माने जे हैं । 
इनका जन्म गुजरात में हुप्रा था पर कायक्षेत्र राजस्थान ही रहा। चित्तोड़, नागोर, 
जैसलमेर के निकटवर्ती विक्रमपुर, श्रजमेर, त्रिभुवनगिरि भ्रादि अनेक स्थानों में ये 
धमं-प्रचार करते रहे हैं। प्र।कृत, संस्कृत के साथ इन्होंने भ्रपश्रंश में भी रचनाएं की हैं । 
बड़ौदा श्रोरिएण्टल सीरीज से इनकी च्चरी झ्रादि तीन प्रपश्रंश रचनाएँ 'भ्रपश्रंश 
कांव्यत्रयी' के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं। प्राकृत रचनाझ्रों में 'गणधर साध शतक', 
'सन्देह दोलावली' भ्रादि उल्लेखनीय हैं। संवत्‌ ११६७ में चित्तीड़ में इन्हें जिनवल्लभ 
सूरि के पट्ट पर स्थापित किया गया। संवत्‌ १९११ में अजमेर में इनका स्वगंवास 
हुप्ना। प्रजमेर के राजा ग्र्णोराज और त्रिभुवनभिरि के राजा कुमारपाल इनके भक्त 
थे | इनके सम्बन्ध में हमारा युग-प्रधान जिनदत्तसूरि' भ्रन्थ द्रष्टव्य है। 

जिनदत्तसूरिजी के समकालीन राजस्थान के विद्वान प्राचार्यों में वादिदेव सूरि 


३७ राजस्थानी साहित्य 


विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। येनागोर में विशेष रहे हैं, इसलिए इनकी परम्परा 
नागपुरीय तपागच्छ' के नाम से प्रपिद्ध हुई। स्याद्वाद रत्नाकर नामक इनका महात्‌ 
ग्रत्थ, जैन न्याय शास्त्र का उल्लेखनीय ग्रन्थ है। इन्होंने गुजरात की राजधानी पाटण में 
जाकर कुमुदचर्द्र नामक दिगम्बर जैनाचाय को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। इसीलिए 
ये वादिदेवसूरि के नामसे प्रसिद्ध हुए। उस शास्त्रार्थ का संक्षिप्त विवरण “मुद्रित 
कुमुदचन्द्र' नामक नाटक में पाया जाता है। जंसलमेर वृहद्‌ ज्ञान भण्डार की सचित्र 
काएट-पद्धिकाओं में इस शास्त्रार्थ का सचित्र दृश्य चिभित है। इन पट्टिकाप्रों की विश्र- 
शैली भ्रौर रंगों की ताजगी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन पट्टिकाश्रों को मूनि 
जिनविजयजी ने जैसलोर से लाकर कलकत्ता के चुन्नीलाल नवलखा की दे दिया है। 
ऐथी ही तीन सचित्र काष्ट-पट्टिकाएं उपरोक्त युग-प्रधान जिनदत्तसूरिजी सम्बन्धी 
जैसलमेर भण्डार में मिलती हैं। एक पट्टिका में उनके गुरु जिनवल्‍्लभसूरि का भी चित्र 
है, दूसरी में जिनदत्ततूरिजी का। इस तरह की २-३ भर पट्टिकाएं जिनदत्तसूरि 
सम्बन्धी मिली हैं जिनमें से एक में राजा कुमारपाल भी भक्ति करते हुए दिखाये गए 
हैं। दूसरी पट्टिका में उनके शिष्य-शिष्याएं आदि सम्मुख बैठे हुए दिखाये गए हैं। इनमें 
दो पढ़िकाग्रों का ब्वॉक हमारी 'जिनदत्तसूरि' पुस्तक में छप चुका है। ऐसी प्रौर एक 
सचित्र पट्टिका हमारे शंक्रदान नाहदा कलाभवन में भी प्रदर्शित है। भ्रपशञ्रंश चित्रशेली 
की ये काष्ट-पट्टिकाएं मध्यकालीन चित्रकला के श्रध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं । 
इस सम्बन्ध में सरस्वती में प्रकाशित लेख दृष्टव्य है । 
जिनचन्द्रयूरि के पट्धर जिनपतिसूरि तेरहवीं शताब्दी के महान्‌ बादिविजेता 
विद्वान थे। कहा जाता है कि इन्होंने ३६ शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त की थी । संबत्‌ 
१२३६ में अजमेर के अन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में इन्होंने 
पदुमप्रभाचाय से श|स्त्राथ किया था, उसका रोचक और विस्तृत विवरण खरतरग्रच्छ 
की वृहद गुवविली में इन्हीं के शिष्य जिनपालोपाध्याय ने लिखा है। भारतीय ऐतिहासिक 
ग्रन्थों में यहु गुवविली ही सबसे पहला ऐसा ग्रन्थ है जिसमें तिथि और स्थान के विवरण 
सहित सिलसिलेवार खरतरगच्छ के ग्राचार्यों का विवरण लिखा गया है। इसकी एक 
मात्र प्रति बीकानेर के क्षमा-कल्याण भंडार में हमें प्राप्त हुई थी जिसमें संवत्‌ १३६३ तक 
का ऐतिहासिक वृत्तान्त है। सिंघी जैन ग्रन्थमाला से यह गुर्वावली छप भी चुकी है । 
उपरोक्त जिनपतिसूरि ने संघपट्टक एवं पंचलिगी की विशद टीकाएं लिखी 
हैं भौर वे प्रकाशित भी हो चुकी हैं । इनके रचित कई संस्कृत स्तोत्र भी प्राप्त हैं । 
संवत्‌ १२१४ में जैसलमेर के निकटवर्ती विक्रमपुर में इनका जन्म हुप्ला था । 
७ वर्ष की प्रल्पायु में ये दीक्षित हुए श्ौर १४ वर्ष की प्रायु में इन्होंने श्राचायं पद 
प्राप्त किया। संवत्‌ १२७७ में इनका स्वर्गवास हुआ । इनके कई शिष्य भ्रच्छे विद्वान 
थे जिनमें से जिनपाल, सुमतिगणि, पूर्णभद्र श्रौर जिनेश्वरसूरि तो संस्कृत के प्रकांड 
विद्वान थे। जिनपालोपाध्याय ने भनेक टीकाप्नों एवं गुर्वावली ग्रन्थ के प्रतिरिवत 'सनत- 


कुमार महाकाव्य' भी लिखा है जिसकी संवत्‌ १२७७ की लिखी हुई एकमात्र कागज 
की प्रति जैसलमेर भण्डार में है । 


राजस्थान में रचित संस्क्ृत-प्राकृत साहित्य ३१ 


दूसरे शिष्य सुमतिगणि ने 'गणधर साध शतक' पर शुहृद वृति बारह हजार इलोक 
परिमित बनाई है| यद्यपि इतकी पूर्णाहुति मालवा प्रदेश में हुई है पर राजस्थान में भी 
इसकी रचना होती रही क्योंकि जिनपतिसूरि श्रौर उनके शिष्यों का विशेष विचरना 
राजस्थान में ही हुआ है। 

तीसरे शिष्य पूर्ण भद्र गणि ने संवत्‌ १२५४ में जैसलमेर में 'धन्यशालिभद्र चरित्र 
नामक संस्कृत काव्य बनाया जो प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त 'कृतपुण्य 
चरित्र", 'भ्रतिमुक्तक चरित्र कथा' आदि काव्य भी प्रापके प्राप्त हैं । 

जिनपतिसूरि के भक्त विद्वान श्रावक नेमिचन्द्र भंडारी मरुकोट के निवासी थे । 
उन्होंने 'षष्टि हतक' नामक प्राकृत ग्रन्थ बनाया है। इस पर दवे०-दिग० दोनों की 
संस्कृत भाषा में टीकाएँ मिलती हैं। संवत्‌ १२८७ में खरतरगच्छ के सर्वेदेवसूरि ने 
स्वप्न सप्ततिका वृति' की रचना जैसलमेर में की । 

बारहवीं शताब्दी के जेनाचार्य ध्ंघोषसूरि का प्रभाव क्षाकम्भरी नरेश विग्रह- 
राज पर बहुत प्रच्छे रूप में था । इनका रचित “धर्म कल्पद्रुम' नामक प्राकृत ग्रन्थ संवत्‌ 
११८६ का प्राप्त है। संवत्‌ १२१५ में चन्द्रगच्छीय विजयसिहसूरि ने 'क्षेत्रसमास 
टीका' की रचना पाली में की । 

चौदहवीं शताब्दी के कई खरतरगच्छीय विद्वानों ने संस्कृत महाकाव्य एवं 
टीकादि अन्य बनाए हैं । संवत्‌ १३११ में लक्ष्मी तिलक ने '्रत्येकबुद्ध चरित्र! न|मक 
महाकाव्य बनाया। संवत्‌ १३१२ में बाहइमेर में चन्द्रतिलक ने 'भ्रभयकुमार चरित्र" 
नामक नौ हजार इलोकों का महाकाव्य बनाया | अमयतिलक गणि ने अ्राचारय हेमचन्द्र के 
द्रद्याश्न॒य' नामक संस्कृत महाकाव्य की टीका बनाई । इससे पूर्व संवत्‌ १३०७ में पूर्ण 
कलश गणि ने प्राकृत द्रचयाश्रय' की टीका बनाई | संवत्‌ १३१७ में ल्ष्मीतिलक गणि ने 
अपने गुरु जिनेश्वरसूरि रचित 'श्रावक-धमं-विधि' प्रकरण पर विस्तृत टीका जालौर 
में बनाई । जिनेश्वरसूरि के शिष्य विवेकसमुद्र गणि ने संवत्‌ १३३४ में जेसलमेर में 
धुण्यसार कथा की रचना की । इनका एक बड़ा काव्य 'नरवमं चरित्र' इससे पूर्व संवत्‌ 
१३२० में रचा जा चुका था। 

चौदहवीं शती के उत्तराद्ध में दो प्रभावशाली विद्वान हो गए हैं जिनमें ते जिन- 
प्रभयूरि ने तो दिल्लीपति महमूद तुगलक को प्रभावित किया था। इनकी पअ्नेक रचनाएं 
प्राप्त हैं। श्रेणिक चरित्र दधाश्रय आदि संस्कृत, विधिप्रपा व तीर्थकल्पादि प्राक्ृत ग्रन्थों 
के प्रतिरिक्त इनके रचित सौ के लगभग इलोक प्राप्त हैं। 

दूसरे भ्राच।यं श्रीजिनकुशलसूरि ने संवत्‌ १३८३ में बाहड़मेर में चैत्यवन्दन 
कूलक पर विस्तृत संस्कृत टीका का निर्माण किया, यह जिनदत्तसूरि ज्ञानमण्डार (सूरत ) 
से प्रकाशित है। इन दोनों श्राचारयों के सम्बन्ध में स्व॒तन्त्र ग्रन्थ छप चुके हैं । 

सं० १४०६ में जेसलमेर में खरतरगच्छीय जिनेश्वरसूरि (द्वितीय) की शिष्या 
गुणसमृद्धि महत्तरा ने प्राकृत भाषा में अंजना सुन्दरी चरित' नामक ग्रन्थ बनाया। प्राकृत 
भाषा में ग्रन्थ रचने वाली यह एक ही कवयित्री हुई है । 

इसी समय के लगभग तयचन्द्रसुरि ने हमीर महाकाव्य का निर्माण भी सम्भवत: 


३२ राजस्थानी साहित्य 


राजस्थान में ही किया । परद्रहवीं शता5दी के पूर्वाद्ध में भी प्रनेक जन विद्वानों ने संस्कृत 
साहित्य की सेवा की हैं पर उनकी रचनाझ्ोों का रचनास्थल निश्चित नहीं होने से यहां 
उल्लेख नहीं किया जा रहा है। उत्तराद्ध की कतिपय रचनाएं इस प्रकार हैं-- 

(१) सं० १४६५ में चारित्ररत्न गणि ने चित्तोड़ में महावीर जिनालय का 
प्रशस्ति-काव्य बनाया । यह प्रशस्ति-काव्य रा० ए० सो० जनंल पु० ३३ नं ६३ सन्‌ 
१६०८ में प्रकाशित हो चुका है। 

(२) सं० १४६६ में इन्होंने दानप्रदीप' नामक काव्य चित्तोड़ में बनाया 
जिप्तें १२ प्रकाश हैं एवं ६६७५ इलोक परिमाण का है। यह ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुका 
है । 

(३) सं० १४६७ में जय चन्द्रसुरि के शिष्य जिनहष॑ ने 'वस्तुपाल चरित्र” नामक 
ऐतिहासिक ग्रन्थ बनाया। इल्होंने प्राकृत में 'रत्तशेख र कथा” भी चित्तौड़ में ही बनाई थी। 

(४) सं० १४६५ में श्री कीत्तिरत्नयूरि ने १२ सर्ग वाला नेभिनाथ महाकाव्य 
बनाथा । इनका जन्म महेवापुर में हुआ था झौर मारवाड़ में ही ये भ्रधिक विचरे थे । 
इन्होंने यह्‌ काव्य यथासंभव राजस्थान में ही बनाया है । 

(५) सं० १४७३ में उपाध्याय जयसागर ने जै॑प्लमेर के पाश्वनाथ जिनालय 
की प्रशस्ति का संशोधन व शान्तिनाथ जिनालय प्रशर्ति का निर्माण किया जो जैन लेख 
संग्रह, भाग ३ (जेसलमेर) में प्रकाशित है। 

सोलहवीं शर्ती के प्ननेक ग्रन्थों में रचना स्थान का निर्देश नहीं पाया जाता। 
सं० १५५३ वे० शु० १३ गृरवार को जैसलमेर में खरतरगच्छीय पद्ममन्दिर ने ऋषि 
मण्डल वृत्ति का निर्माण किया, जो प्रकाशित हो चुकी है। 

सं० १५८२ में श्री जिनहंससूरि ने बीकानेर में आचारांग दीपिका' का निर्माण 
किया था । खरतरगरछीय भक्तिलाभ गणि ने सं० १५७१ में बीकानेर में 'लघुजातक 
टीका' बनाई । 

सनत्रहवीं शती भारत का क्रान्ति-युग या स्वणें-युग कहा जा सकता है। इस 
दताब्दी में भारतीय साहित्य व कला की बड़ी उन्नति हुई है। इस समय जैनों में भी 
सैकड़ों विद्वान हुए जिनमें से राजस्थ्गन में रचित संस्कृत साहित्य का परिचय कराना 
ही यहां भ्रभीष्ट है। 

सं० १६२४ में बालपताकापुरी में नयरंग ने परमहंस सम्बोध चरित' नामक 
रूपक ग्रन्थ की रचना की । भ्रापने सं ० १६२५ में वीरमपुर में विधिकन्दली' नामक प्रन्थ 
प्राकृत में बनाया, जिस पर संस्कृत में स्वोपज्ञ टीका उपलब्ध है। 

सं० १६४४ में महोपाध्याय पुण्यसागर ने जैसलमेर में जम्बूद्ीप प्रज्ञप्ति टीका 
बनाई जो १३२७५ इन्नोक परिमाण की है । झ्रापने सं० १६४ में प्रश्नोत्तर षष्टिशतक 
वृत्ति की रचना भी सम्भवतः राजस्थान में ही की थी । 

प्रापके शिष्प पदमराज ने सं० १६४४ में फलौधी में दण्डक वृत्ति, सं० १६५६९ 
की विजयादशमी को जैसलमेर में भावारिवारण स्तव की चतुर्थे पादपूरति कर उस पर 
स्थोपज्ञ वृत्ति बनाई जिसे महोपाध्याय विनयसागरजी ने कोटा से प्रकाशित किया है । 


राजस्थान में रचित संस्कृत-प्राकृत साहित्य ३ 


सं० १६२१ में विजयादशमी को खरतरगच्छीय हो रकलझ ने ज्योतिषसार नामक 
महत्त्वपुर्ण प्रन्थ प्र।कृत भाषा में नागौर में बनाया । इनकी राजस्थानी रचनाएं तो बहुत- 
सी प्राप्त हैं जिनमें से ज्योतिष विदयक 'हीरकलश' ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुका है| 

खरतरगच्छ के भ्रन्य उल्लेखनीय संस्कृत साहित्य-सेवी विद्वान निम्नोवत हैं : 

(१) उपाध्याय गृणविनय, (२) महाकवि समयसुन्दर, (३) सहजकीति, 
(४) सूरचन्द्र, (५) ज्ञानविमल, (६) श्रीवल्लभ, (७) गुणरत्न । 

इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

(१) उपाध्याय गृुणविनय--उपाध्याय जयसोम के शिष्य विद्वद्‌ गुणविनय, 
हस शताब्दी के एक विशिष्ट विद्वान हैं। झ्रापका परिचय मैंने 'नेमिदृत सण्डकाव्य' की 
प्रस्तावना में दिया है। यहां केवल राजस्थान में रचित झ्ापके संस्कृत ग्रन्थों की सूची ही 
दी जा रही है-- 

(१) खण्ड प्रशस्ति वृत्ति सं० १६४१ 

(२) नेमिदृत काव्य वृत्ति सं० १६४४, बीकानेर 

(३) नल दमयन्ती चम्पू वृत्ति सं० १६४६, सेरूणा 

(४) रघुव्ंश वृत्ति सं १६४७, बीकानेर 

(५) सम्बोध-सप्ततिका वृत्ति 

(६) लघु शान्ति वृत्ति सं० १६५६, बेनातट 

प्रापके रचित भ्रन्य संस्कृत टीकाप्रों में कमंचन्द्र बंश प्रबन्ध वृत्ति, इन्द्रिय परा- 
जय शतक वृत्ति, लघु प्रजित-शान्ति वृत्ति, शौलोपदेशमाला वृत्ति, दशाश्रुत स्कन्ध 
वृत्ति, ऋषिमण्डल प्रवचूरि आदि हैं। भ्रापने 'सव्वत्थ' शब्द के ११७ श्रथे किए हैं, जो 
'अनेकार्थ रत्नमंजूषा' में प्रकाशित हैं। विचार-रत्नसंग्रह (हुण्डिका) नामक वृहद्‌ ग्रन्थ 
का संकलन भी आपने सं० १६५७ में सेरूणा में किया था, जिसका परिमाण बारह 
हज़ार श्लोकों का है। 

इसी समय के ज्ञानविमल झौर उनके शिष्य श्रीवल्लभ प्रकाण्ड विद्वान थे । 
ज्ञानविमल ने सं० १६५४ में बीकानेर में 'शब्द प्रभेद! नामक कोश की टीका बनाई एवं इसी 
ब्ष श्रीवल्लभ ने शीलोड्छ नामक कोष की टीका । सं० १६५४ में उपकेश दाब्द व्यृत्पत्ति, 
सं० १६६१ में जोधपुर में लिगानुशासन दुर्गपद प्रबोधवृत्ति एवं अभिधान नाममाला 
वृत्ति बनाई । ब्याकरण विषयक स्वतन्त्र ग्रन्थों में चतुदंशस्वर वादस्थल, सारस्वत प्रयोग 
निर्णय, व्याकरण कठिन छाब्द वृत्ति एवं विशिष्ट काथ्यों में विजयदेव महात्म्य, भ्रनाथ 
स्तुति एवं बिद्वद्‌ प्रबोध काव्य उल्लेखनीय हैं। इनमें से हेमलिगानुशासन वृत्ति, विजयदेव- 
सूरि महात्म्य, भ्रनाथ स्तुति एवं विद्वद्‌ प्रबोधादि ग्रन्थ प्रकाशित हैं । 

सतन्रहवीं शती के कवियों में महोपाष्ययय एवं महाकवि समयसुन्दर का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। यद्यपि भ्रापने भ्रपनी काव्य-शक्ति लोकभाषा में रास, चौपाई व गीत भादि 
बनाने में म्रधिक लगाई क्योंकि झापका ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य विद्वत्ता- प्रदर्शन नहीं, पर 
जनता का उपकार करना था। भझ्ापका जन्म सं० १६२० के लगभग मारवाड़ के साचोर 
ग्राम में हुधा था । पोरवाड़ जाति के रूपसी साह की पत्नी रूपादे के प्राप पुत्र थे। श्राप 


३४ राजस्थानी साहित्य 


की प्रथम रचना 'भावद्धतक' नामक संस्कृत काव्य है जो सं० १६४१ में बनाया गया । 
सं० १६४६ में लाहोर में सम्राट भ्कवर की राजसभा में प्रापने ्रष्टलक्षी' नामक ग्रन्थ 
रचना करके प्रस्तुत किया था जिससे सम्नाट्‌ एवं विद्वद्‌ परिषद्‌ के सभी लोग चमत्कृत हुए 
थे। वास्तव में प्रनेकार्थ साहित्य में यह ग्रन्थ भ्रपने ढंग का एक ही है जिपमें 'राज!नो 
ददते सौख्यम्‌'--इस प्राठ प्रक्षर वाले वाक्य के दस लाख से अधिक भ्रर्थ किये गए हैं। 

संवत्‌ १६५० के लगभग रचित जिनसिहसूरि पदोत्सव काव्य भी झ्ापकी 
महान्‌ प्रतिभा का परिवायक है जिसे 'रघुवंश' के तृतीय सर्ग की पादपूर्ति रूप में बनाया 
गया है। “रघुवंश' के भावों को जिनसिहसूरि के सम्बन्ध में घटाते हुए पादपूर्ति काव्य 
बनाना कितना कठिन कार्य है, यह काव्य-मर्मज्ञ विद्वानों से छिपा नहीं है । भ्रापका 
विहार राजस्थान में हो श्रधिक रूप से हुआ्रा, यद्यपि वीच में प्राप सिन्ध व गुजरात भी 
पधारे थे । शेष आ्रायु में प्राप अहमदाबाद में जाकर रहे भ्रौर वहीं ८० वर्ष से श्रधिक भ्रायु 
में सं० १७०२ के चैत्र शुक्ला १३ को झ्ापका स्वगंव(रा हुआ । बीकानेर का खरतराचार्य 
गच्छ का उपाश्रथ समथसुन्दरजी का उपाश्रय भी कह्दा जाता है। जैसलमेर में श्रापके 
नाम से स्वृतन्त्र उपाश्रय है जिसमें आपकी चरण-पादुकाएँ भी विराजमान हैं। नाल 
दादाजी में भी एक रतूप में भ्रापके चरण स्थापित हैं। प्र।पके द्वारा राजस्थान में रवित 
संस्कृत-ग्रन्थ इस प्रकार हैं-- 

(१) चातुर्मामिक व्याख्यान पद्धति, सं० १६६४, प्रमणसर 
) कालिकाचायं कथा, सं० १६६६, वी रमपुर 
) रामाचारी शतक, स० १६७२, मेडता 
) विशेष शतक, सं० १६७२, मेड़ता 
) विचार शतक, स० १६७४, मेड़ता 
) यत्याराधना, सं० १६८५, रिणी 
) विशेष संग्रह, सं० १६८४, फाल्गुन 
) दीक्षा प्रतिष्ठिदिशुद्धि ज्योतिष, स ० १६८५, लूणकरणसर 
) विसंवाद शतक, सं० १६८५ 
) कल्पसूत्र (कल्पलता) वृत्ति, स० १६०४५ 
) दुरियर स्तोत्र वृत्ति, स० १६८४, लूणगकरणसर 
) रूपकमाला वृत्ति, स० १६६३, बीकानेर 
) वृत्तरत्नाकर वृत्ति, सं० १६६४ जालोर, 
) अष्टक त्रय, सं० १६८०, बीकानेर 


हे प्रापके सम्बन्ध में हमने 'नागरी प्रच।रिणी पत्रिका! में विस्तृत निबन्ध प्रकाशित 
कया था। समयसुन्द कृति कुसुमान्जली' नामक ग्रन्य में ग्रापको ५६३ लघु रचनाएं 
तथा विशिष्ट जीवन-परिचय भी हम प्रकाशित कर डुके हैं। हे 
विनयप्रमुद्र के शिष्प गुणरत्न अच्छे विद्वान्‌ थे। ग्रापके रचित काव्य-प्रकाश को 
१०४०० इलोक की टीका सं० १६१० में बनी थी। सं० १६४१ में सारस्वत क्रिया 


राजस्थान में रचित संस्क्ृत-प्राकृत साहित्य ३ 


चन्द्रिका, सं० १६४७ में जोधपुर में रचित रघृवंद वृत्ति एवं न्याय सिद्धान्त शशघर टिप्पण 
की भपृर्ण प्रति झनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में उपलब्ध है। नवकार के प्रथम पद 
के शताधिक भयथे “प्रनेकार्थ रत्न मंजूष।' एवं 'मंत्रराज गुणकल्प महोदरधि' में प्रकाशित हैं। 

इसी प्रकार उपाध्याय सूरचन्द्र भी बहुत प्रच्छे कवि थे । सं० १६७६ की प्राश्विन 
शुक्ला १५ बुधवार को राजस्थानवर्ती प्रमरसर में रचित झापका जैन तत्वसार ग्रन्थ 
स्वोपज्ञ वृत्ति सहित प्रकाशित है। भ्रापका रचित पंचतीर्थी दलेषालंकार काव्य बड़ा ही 
कवित्वपूर्ण है। इनके अभ्रतिरिक्त श्रष्टार्थी काव्य वृत्ति, पंचत्रग॑ परिहार स्तव, भ्रजित 
शान्ति स्तव प्रादि ग्रन्थ भ्रापकी विद्वत्ता के परिवायक हैं । श्रा० श्री स्थूलिभद्र स्वामी के 
जीवन सम्बन्धी प्रापका 'गुणमाला महाकाव्य' विशेष रूप से उल्लेख योग्य है। 

इस शताब्दी के उत्तराद्ध में महोपाष्याय सहजकीति भी भ्रच्छे विद्वान हुए हैं । 
ग्रापके सम्बन्ध में मेरा एक लेख “जन सिद्धान्त भास्कर' में प्रकाशित हो चुका है| यद्यपि 
आपने काव्प-रचना प्रधानतया लोकभाषा में की है, पर सस्कृत में भी प्रापके कुछ काव्य 
एवं टीकाएं उपलब्ध हैं। यथा-- 

(१) शतदलयन्त्र मय पाहव स्तव--सं० १६८३ की कारतिक सुदी १५ को 
लौदवा में इसकी रचना हुई है। वहां पर यह चित्र-काव्य एक शिलाखण्ड पर 
छुदा हुश्रा है। स्वर्गीय बाबू पुरणचन्द्रजी नाहर ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि 
ऐसा विशिष्ट काव्य प्रन्यत्र देखने में नहीं श्रया ।। (२) महावीर स्तुति वृत्ति-- 
सं० १६६८, (३) सारस्तत वृत्ति--सं० १६८१, (४) हाब्दाणंव व्याकरण, (५) 
नामकोष-सिद्धशब्दाणंव (६) गौतम कुलकवृत्ति । 

ठॉ० हंसप्रमोद ने सं० १६६२ में सारंगसारवृत्ति की रचना की जिसमें सारंग 
शब्दंं कित एक दलोक के २६६ अर्थ किये गए हैं । 

प्राचार्य जिनराजसूरि की नैषधकाव्य वृत्ति एवं साधुसुन्दर के धातु-रत्नाकर 
व शब्द-रत्नाकरादि ग्रन्थ भी सम्भवतः राजस्थान में रचित विशिष्ट रचनाएं हैं । 
इनके व्याकरण व कोश विषयक ग्रन्थ बड़े महत्त्व के हैं । 

महोपाध्याय समयसुन्दर के शिष्य हष॑तन्दन ने सं० १७०४ में बीकानेर में 
ऋषिमण्डल पर विस्तृत टीका बनाई । आपने सं० १७११ में यहीं उत्तराष्ययन वृत्ति 
की रचना की। भापकी श्रन्य रचनाओं में मध्य।क्व व्याख्यान पद्धति, स्थानांग गाथागत 
वृत्ति भी उल्लेखनीय है । 

सं० १६४६ में जैसलमेर में विजयराज के शिष्य पदुममन्दिर ने गणधर सादे 
शतक पर वृत्ति का निर्माण किया जो कि जिनदत्तसूरि ग्रन्थमाला, सूरत से प्रकाशित है । 

सं० १६६६ में प्रलवर में शिवचन्द्र ते विदग्ध मुखमण्डन वृत्ति बनाई । 

विनयमेरु के क्षिष्य सुमतिविजय ने सं १६६६ में बीकानेर में १३००० इलोक 
परिमाणवाली रघुवंश टीका एवं मेघदूत वृत्ति की रचना की । 

इनके झतिरिक्त विमलकीति रचित चन्द्रदूत, उदयकीति रचित पद व्यवस्था 
टीका (सं० १६८१), शानप्रमोद रचित वाग्भट्वालंकार वृत्ति की रचना भी राजस्थान में 


हुई प्रतीत होती है । 


६६ राजस्थानी साहित्य 


झब सत्रहबीं शती के तपागच्छीय विद्वानों द्वारा राजस्थान में रखित संस्कृत 
ग्रस्थों का परिचय शिया जाता है । 

सुप्रसिद्ध विजयप्रशस्ति नामक ऐतिहासिक काव्य पर गुणविजय ने सं० १६८८ 
में टीका बनाई जिसका कुछ अंश जोधपुर व श्रीमालनगर में रचा गया एवं सिरोही में 
उसकी समाप्ति हुई । 

सं० १६५० में जालौर में राजकुशल ने सूक्ति द्वात्रशिका पर विवरण बनाया। 
सं० १६४२ में श्रीमालनगर में देवविजय ने जैन रामायण की रचना की । सं० १६५२३ 
में कनककुशल ने सादड़ी में विशाललोचन स्तोत्रवृत्ति एवं सं० १६४४ में मेड़ता में 
सौमभाग्य-पं चमी कथा प्रादि ग्रन्थों की रचना की । 

सुप्रप्तिद्ध महोपाध्याय भानुचन्द्र ने प्विरोही में वसन्‍्तराज शकुन पर टीका बनाई। 
सं० १६६२ में मारवाड़ के पद्मावती-पतन में धनराज ने महादेवी-सारणी नामक 
ज्योतिष ग्रन्थ पर टीका बनाई । 

नागपुरीय तपागच्छ के विद्वान हपंकीतिसूरि ने व्याकरण, कोष, छंद, वेद्यक, 
ज्योतिष सम्बन्धी मौलिक ग्रन्थ एवं प्रकरणों व स्तोत्रों पर टीकाएं बनाईं। नागौर 
आपका प्रधान केन्द्र था। श्रापफे रचित धातु पा5 स्वोपज्ञ वृत्ति, सिन्दूरप्रकर टीका, 
श्रुततरोध वृत्ति, सप्त स्मरण वृत्ति, योग विन्तामणि, ज्योति सारीद्धार, विवाह पंडलादि 
ग्रस्थ उपलब्ध हैं| झ्रापके गुरु श्री चन्द्रकी तिसूरि की सारस्वतदी पिका टीका प्रसिद्ध है। 

सम्राट प्रकपर द्वारा सम्मानित पद्मसुन्दर वे रचित अ्रकबरशाहि-प्ुंगार 
दर्पण, कोष, प्रमाण सुन्दर, हायन सुन्दर भ्रादि कई महत्त्वपूर्ण ग्रस्थ प्राप्त हैं। जोधपुर 
के राजा मालदेव पर इनका अच्छा प्रभाव था| हषंक्ोति व पद्मसुन्दर के सम्बन्ध में 
मेरे लेख अनेकास्त' में प्रकाशित हो चुके हैं । 

ग्रत्न अठा रहबीं शती के कतिपय संरक्ृत ग्रत्थों का विवरण दिया जाता है-- 

(१) खरतरगच्छीय जयरंग के शिष्य चारित्रनन्दन ने उत्तराध्ययन-दी पिका सें ० 
१७२३ में बनाई। 

(२) खरतरगच्छीय शान्तिहृ्ष के शिष्य लाभवर्द्धन की लोकभाष। में रास, 
चौपाई भ्रादि कई रचनापग्रों के साथ-साथ संस्कृत का 'छन्दोवतंश' तामक छन्‍्द ग्रन्थ भी 
प्राप्त है। 

(३) सं० १७३० में बेनातट (बिलाड़ा) में भावप्रमोद ने सप्तपदार्धी वृत्ति 
की रचना की । 

(४) खरतरगच्छीय सदानन्द ने सं० १७६६८ में सिद्धान्तचर्द्रिका पर सुन्दर 
व्याख्या की है जो प्रकाशित भी हो चुकी है । 

(५) सं० १७३६ की विजयदशमी को उदयपुर में जिनवद्धंमानसूरि ने सूक्ति 
मुक्तावली की रचना की । 

इस शताब्दी के खरतरगच्छीय प्रसिद्ध विद्वानों में लक्ष्मीवल्लभ, धर्मंवर्द्धत 
शभ्रादि विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैं । 


उपाध्याय लक्ष्मीवललभ--ये लक्ष्मीकोति के शिष्य थे। इन्होंने उत्तराष्ययन सूत्र 


शंजस्थान में रचित संस्कृत-प्राकृत साहित्य ३७ 


एवं कल्वसूत्र नामक जैनागमों पर टीकाएं व कुमारसम्भव वृत्ति के अतिरिक्त सं० 
१७४६ की माघ वदि १३ के रिणी में पंचकुमार कथा की रचना की । भ्रापकी मातृकाक्षर 
धर्मोपदेश काव्य की स्वोपज्ञ वृत्ति सं० १७४५ में रचित उपलब्ध है। भ्रापके सम्बन्ध में 
विशेष जानने के लिए 'राजस्थानी'-- वर्ष १, प्रंक दो में प्रकाशित हमारा 'राजस्थानी 
भाषा के दो महाकधि' लेख देखना चाहिए । झापके शिष्य लक्ष्मीसेन की संस्कृत रचनाभ्रों 
में कल्याणमन्दिर पादपूरति सस्‍्तव हमारे संग्रह में है । 

दय।तिलक के शिष्य दोपचन्द ने सं० १७६२ में जयपुर में 'लंघन पथ्य' निर्णय 
नामक वेद्यक ग्रन्थ बताया । 

कविवर धर्मबद्धंन इस शताब्दी के नामांकित विद्वानों में हैं। श्रापके सं० १७३६ 
में रचित भक्तामर स्तोत्र की पादपूर्ति--वी रभक्तामर स्त्रोपज्ञ वृत्ति एवं भय कई स्तो- 
त्रादि उपलब्ध हैं। प्रापके प्रशिष्य ज्ञानतिलक भी संश्कृत के भ्रच्छे विद्वान थे। इनके 
सिद्धान्त चन्द्रिका वृत्ति, विज्ञप्ति लेख काव्य प्रौर कई इलोक उपलब्ध हैं। घर्मवद्धंन का 
परिचय 'राजस्थानी'--वर्ष २, श्रंक २ में तवा सादूल राजस्थान रिसर्च इन्स्टीट्यूट के 
प्रकाशन 'धर्मवद्धंन ग्रन्थावली' में प्रकाशित किया जा चुका है । 

सं० १७३१ को झ्ादिवन शुवला ११ को बीकानेर में महाराजा प्रनूपसिह की 
प्राज्ा से उदयचन्द ने पांडित्य दर्पण नामक ग्रन्थ बनाया । 

सं० १७३८ में जयतारण में मतिवरद्धंन ने गौतम प्ृच्छा वृत्ति बनाई । 

महान सँद्धान्तिक व प्रष्यात्मवेत्ता श्री मद्‌ देवचनद्रजी का जन्म बीकानेर के निकट- 
वर्ती ग्राम में हुआ था। पर पूर्वावस्था में सिन्ध श्रौर फिर गुजरात में झापका प्रधिक 
विचरण हुआझ्ना, फलतः झापकी ज्ञानमंजरी टीकी प्रादि ग्रन्थ गुजरात में रचित 
(प्रकाशित ) हैं | प्रापके रचित प्राकृत व लोकमाषा के भी कई ग्रन्थ हैं । 

इस शती के तपागच्छीय विद्वानों में उपाध्याय मेघविजय बड़े प्रतिभा-सम्पन्न 
कवि थे। श्रापके रचित नेषध, किरात, माघ व मेघदूत की पादपूर्ति में झांतिनाथ चरित्र, 
देवाननद महाकाव्य, विज्ञप्ति (सं० १७२७. सादड़ी में रचित), किरात पाद पूर्ति विज्नप्ति 
लेख व मेघदूत समस्या लेख हैं। भ्रापका विस्मयकारी काव्य सप्तसंधान महाकाव्य है, 
जिसमें राम व कृष्ण एवं पांच तीथंकरों का चरित्र साथ-साथ चलता है। धर्ममंजूषा 
नामक ग्रन्थ प्रापने मेड़ता में बनाया था। प्रापके भ्रन्य ग्रन्थों में दिग्विजय महाकाव्य 
१३ सर्गों का ऐतिहासिक काव्य है । इसके भ्रतिरिक्त लघु त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, 
भविष्यदत्त कया, विजय देव--महात्म्य-काव्य पर विवरण, युक्ति-प्रबोध, पंचाख्यान एवं 
व्याकरण के चन्द्रप्रभा, हेम शब्द चन्द्रिका, हेमशब्द प्रक्रिया और ज्योतिष के वर्ष-प्रयोध, 
रमल शास्त्र, हस्त संजीवन, उदय दीपिका, प्रश्न सुन्दरी, वीशायंत्र विधि एवं भ्रध्यात्म के 
मातृका प्रासाद, ब्रह्मबोध, प्रहुंदगीता प्रादि ग्रन्थ उपलब्ध हैं । श्रापकी विद्वता भ्रसाधारण 
थी, जिसका विशेष परिचय 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित मेरे लेख में दिया 
ग़या है । : 
राजस्थान के तपागच्छीय पश्रन्य विद्वानों में यशइव॒तसागर भी न्याय एवं ज्यो- 
तिष के भच्छे बिद्वान थे। इनके रचित दण्डक वृत्ति सं० १७२१, भाव सप्ततिकां व न्याय 


श्द राजस्थानी साहिस्य 


का ज॑न सप्तपदार्थी (रचना सं० १७४०) सं० १७५७ संग्रामपुर (सांगानेर) में महा- 
राजा जयसिह के समय में रचित प्रमाण-पदार्थ, रत्ताकरावतारिका में ते वादार्थ- 
विरूपण, स्तवन रत्न, स्याद्वाद मुक्तावली भौर सं० १७६० में रचित गृहलाघववात्ति क 
एवं यशो राजी पद्धति नामक ज्योतिष ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इनमें से जन सप्तपदार्थी ध्रादि 
प्रकाद्षित हैं। भ्रवशिष्ट ग्रन्थों की प्रतियां उदयपुर के विवेकविजय भंडार में हैं। 

उन्नोसबीं शताब्दी में संस्कृत साहित्य रचना की घारा मन्द पड़ गई | फिर भी 
कुछ कवि व टीकाकार हो गए हैं, उनका परिचय यहां दिया जा रहा है । 

खरतर रामविजय ने सं० १५०७ में जोधपुर में गौतमीय काव्य नामक ग्रन्ध 
बनाया जो क्षमाकल्याण की टीका के साथ प्रकाशित हो गया है। भ्रापके रचित गुणमाला 
प्रकरण (सं० १८१७), स्तुति पंचाशिका (सं० १८१४, माघ बदी ३, बीकानेर ), सिद्धान्त 
चन्द्रिका वृत्ति पूर्वार्द (६००० इलोक परिमाण), साध्वाचार षट्त्रिशिका विज्ञप्ति, 
द्वात्रिशिका, ज्ञानपूजा प्रादि बीकानेर के भण्डारों में प्राप्त हैं। 

आपसे शिक्षा प्राप्त उपाध्याय क्षमाकल्याण इसी शती के उल्लेखनीय विद्वान थे 
जिन्होंने भ्पने विद्यागुरु के गौतमीय काव्य पर टीका सं० १८४२ में ज॑सलमेर में पूर्ण की । 
प्रापने सं० १८३६ जैसलमेर में यशोधर चरित्र, सं० १६४७ में सुक्ति रत्नावली स्वोपज्ञ 
वृत्ति, सं० १८५० बीकानेर में जीवविचार वृत्ति, सं० १८४१ में जैसलमेर में प्रशनोत्तर 
साझ्ं शतक, सं० १८५६ में वहीं विशानचम्द्रिका, सं० १८६० में बीकानेर में मेरुत्रयोदशी 
व्याद्यान, सं० १८६६ में विजयादशमी को बीकानेर में श्रीपाल चरित्र वृत्ति बनाई। 
सं० १८७२३ में समरादित्य चरित के बनाते-बनाते बीकानेर में हो प्राप स्वगंवासी हो 
गए। श्रतः वह ग्रन्थ अ्रधूरा ही रह गया जिसकी पूति सं० १८७४ में जयपुर में सुमति 
बढ्धत ने की जो कि प्रापके विद्याशिष्य थे । 

संवत्‌ १८५६ में पाली में पुण्यशील ने चतुविशति जिनस्तव की रचना की जिसे 
महो ० विनयसागर जी ने प्रकाशित कर दिया है। 

वाचक रामचन्द्र के शिष्य उम्ेदच॒न्द्र ने सं० १८८४ में जयपुर में प्रश्नोत्तर 
शतक ग्रन्थ बनाया। भजीमर्गंज में प्रापके रचित दीपावली व्याख्यान प्रसिद्ध है। 

सं० १८७६ की कारतिक सुदि १३ को जयपुर में प्रद्ुम्नलीला-प्रकाश नामक 
प्रग्थ उपाध्याय शिवचन्द्र ने बनाया जिसकी त्रुटित प्रति उपलब्ध है। 

सं० १५६८ में जैसलमेर में जयकीति ने श्रीपाल चरित्र बनाया ) सं० १८४७ में 
बीकानेर में जीवराज ने मौन एकादशी कथा की रचना की एवं सं० १८६७ में श्रीजिन- 
हेममूरि के शिष्य ते जयपुर में सिद्धान्त-रत्नावली का निर्माण किया । 

सें० १८६६ में जयपुर में समयसुन्दर जी की वंश-परम्परा के विद्वान यति श्री 
कस्तू रचन्द्र ने ज्ञातासूत्र पर वृत्ति बनाई। बीसवों छत में पं० जयदयालजी छ्षर्मा ते 
बीकानेर में नन्दीसूत्र पर संस्कृत में वृत्ति भौर विस्तृत हिन्दी विवेचन किया। 

बीसवीं शर्ती में साहित्य-निर्माण हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा में हो अधिक होने 
लगा, फलत: संस्कृत की उल्लेख-योग्प कोई जैन रचना ज्ञात नहीं है। कई जैन मुनियों ते 
संस्कृत में टीका भादि ग्रन्थ बनाए हैं पर ये भ्रधिकांश गुजरात में बने हैं । 


राजस्थान में रचित संस्कृत-प्राकृत साहित्य ३६ 


जैन विद्वानों की संस्कृत रचनाएं केवल ज॑न-धर्म से सम्बन्धित नहीं हैं पर 
व्याक रण, छन्द, कोश, पलंकार, न्याय, योग, ज्योतिष, वैद्यक, नाटक, ऐतिहासिक काव्य, 
रूपक काव्य, पादपृत्ति काव्य, चित्रकाब्य, स्तोत्र तथा गद्य-पद्म प्रनेक विधाओों एवं 
विषयों की हैं। कई रचनाएं तो बहुत हो महत्त्वपूर्ण झौर सर्व जनोपयोगी हैं । 

जैन विद्वानों की भांति ब्राह्मण झ्रादि जैनेतर विद्वानों ने भी संस्कृत में बहुत बड़ा 
साहित्य-निर्माण किया है। पर उनके सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से खोज नहीं हुई है। 
बीकानेर और जयपुर के संस्कृत विद्वानों पश्रोर उनके साहित्य सम्बन्धी जो शोध-प्रदन्ध 
लिखे गए हैं वे भी प्रकाशित नहीं हो पाए। इसलिए यहां ज॑नेतर संस्कृत साहित्य का 
विशेष परिचय देता सम्भव नहीं । इस सम्बन्ध में मधुमतो में प्र० लेख दृष्टव्य है । 

राजस्थान के राजाप्रों ने संस्कृत साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया । उनकी राज- 
सभाष्नों में अनेक विषयों के संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ रहा करते थे। उनको बहुत सम्मान दिया 
जाता था। जीविका उपाजंन के लिए गांवों प्रादि की जागीरें दी जाती थीं। विद्वानों को 
दिये गए भूमिदान सम्बन्धी ताम्रपत्र बहुत से पाए जाते हैं। कई विद्वानों के वंशजों को 
तो प्रभी तक उस दहन का लाभ मिलता रहा है । 

विद्वानों के सत्संग से राजकुमारों को संस्कृत साहित्य का परिचय मिलता रहता 
था। उनकी शिक्षा संस्कृतज्ञ विद्वानों द्वारा कराई जाती थी। राजसभाश्रों में भी उपयुक्त 
बातावरण रहता, इससे कई राजा संस्कृत के स्वयं बड़े विद्वान भर ग्रथकार हो गए। 
संभव है उनके रचित कई ग्रन्थ प्राश्नित विद्वानों ने भी बनाए हों, पर जब तक मूल 
निर्माताग्रों का ठीक से पता नहीं चलता तब तक कोनस-से ग्रन्थ उन्होंने स्वयं बनाए व 
कौन-से उनके नाम से प्रन्य विद्वानों ने, यह कहना सम्भव नहीं । 

राजस्थान के संस्कृतञ्ञ नरेशों में महाराणा कुम्भा बहुत ही उल्लेखनीय हैं। उनके 
आश्रित विद्वानों ने सस्क्ृत में बड़ी-बड़ी प्रशस्तियां प्रादि बनाई हैं। महाराणा के रचित 
संस्कृत ग्रन्थ भी बड़े हो महत्त्वपूर्ण हैं।उनका संगीतराज महाग्रन्थ तो भारतीय संगीतशा सत्र 
का एक विशिष्ट प्रन्थ है। यह पांच कोझ्यों में विभाजित है--( १) पाठ्यरत्न कोश, 
(२) गीतरत्न कोश, (३) वाद्यरत्न कोश, (४) नृत्यरत्न कोश, (५) रसरत्न कोश । 
इस ग्रन्थ के महत्त्व के सम्बन्ध में डॉ० प्रेमलता शर्मा ने लिखा है कि 'बोडश सहस्र इलोकों 
में रचित यह ग्रन्थ राज, भरत के नाद्यशास्त्र से प्रायः ढाई गुना और संगीत रत्नाकर से 
प्रायः तिगुना होने के कारण भ्रपने झ्ाकार में तो प्रद्वितीय है ही, साथ ही भ्रधुता उपलब्ध 
साहित्य में से संगीतशास्त्र की प्राचीन परम्परा का अ्रन्तिम भौर सर्वोत्तम प्रतिनिधि 
है ।” इस ग्रन्थ का एक भाग डॉ० प्रेमलता सम्पादित, हिन्दू विद्वविद्यालय, वाराणसी 
से प्रकाशित हो चुका है, दूसरा छप रहा है । 

महाराणा कुम्भा-रचित 'गीत गोविन्द की टीका भी बड़ी विद्वद एवं विद्वत्तापूर्ण 
है। निर्णयसागर प्रेस से यह प्रकाशित हो चुकी है। इनके श्रतिरिक्त हमारी खोज से चण्डी- 
शतक वृत्ति, कामराज एवं सुदक्रम प्रबन्ध की प्रतियों का भी पता चला है। गीत गोविन्द! 
की मेवाड़ी भाषा में महाराणा के नाम से प्राप्त एक टीका का परिचय मैं शोध-पत्रिका 
में प्रकाश्षित कर चुका हूं। महाराणा कुम्भा के शिल्पी मण्डन ने वास्तु शास्‍्त्र विधयक 


४४० राजस्थानी साहित्य 


कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्य बनाए हैं, जिनमें से कतिपय प्रकाशित भी हो चुके हैं। उदयपुर के 
महाराज के झ्राश्रित कई संस्कृतज्ञ विद्वानों ने भनेक काव्यादि बनाए हैं । 
बीकानेर के महाराजा रायसिहजी ने संस्कृत कवियों एवं विद्वानों को प्रोत्साहन 
दिया, तदनम्तर अनुप्सिहजी का साहित्य-प्रेम बहुत ही उल्लेखनीय है। इनके नाम से 
रचित पचीसों संस्कृत ग्रन्थ प्राप्त हैं। इनके प्राश्नित विद्वानों ने कई विषयों के उल्लेखनीय 
ग्रन्थों की रचना की है। प्रोफाजी के 'बीकानेर राज्य का इतिहास' में महाराजा भौर 
उनके आ्राश्रित विद्वानों के रचित ग्रन्थों की सूची प्रकाशित हो चुकी है। जयपुर महाराजा 
के प्राश्रय में संस्कृत भाषा के विविध विषयक बहुत-से ग्रन्थ रचे गए हैं । 
बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर भ्रादि राज्यों के राजाभों ने संस्कृत, हिन्दी, 
राजस्थानी तीनों भाषाप्रों के विद्वानों एवं कवियों को भ्रपनी सभाप्नों में समान रूप से 
झादर दिया | राजस्थान के नरेशों ने भ्रपने विद्वानों का जितना सम्मान किया है उतना 
प्रन्यत्र कम ही हुआ्आा होगा । कई विद्वानों प्लौर कवियों को उन्होंने गांव, जागीर, पह - 
परवाने, लाखपसाव, करोड़पसाव दिए और पनेक उपाधियों से विभूषित किया । 
बाहर से विद्वानों को श्रपने यहां बुलाकर बसाया। विद्वानों श्रौर कवियों की संगति 
में रहकर कई राजा स्वयं बड़े कवि प्रौर विद्वान हो गए। उनकी रचित उपरोक्त तीनों 
भाषाप्नों की बहुत-सी रचनाएँ प्राप्त हैं। उनकी कई रानियां भी भ्रच्छी कवयित्रियां 
हो गई हैं। राजस्थान के इन राजाप्रों, रानियों भर कवियों के सम्बन्ध में ६० वर्ष पूर्व 
मुंशी देवीप्रताद ने खोज की थी, उनका इस विषय का सर्वप्रथम ग्रन्थ “राज रसनामृत' 
(पहला भाग) सन्‌ १६०६ में भारत भित्र प्रेत, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसमें 
जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़ भर बूंदी के ३० राजाझों की साहित्य- 
सेवा का विवरण दिया गया है। मुंशी देवीप्रसाद का दूसरा ग्रन्थ महिला मृदुवाणी' 
राजस्थान की १३ रानियों की जीवनी भ्ौर उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालता है ।' 
“राज रसनामृत' के पहले भाग में सूचित किया गया था कि झ्रभी इसके भ्लौर भी कई 
प्रवाह मात्र होंगे, पर खेद है वे प्रकाशित नहीं हो पाए। उनका तीसरा ग्रन्थ संवत्‌ १६६८ 
में भारत मित्र प्रेस, कलकत्ता से कवि रलमाला' के नाम से प्रकाक्षित हुआ जिसमें 
प्रलवर, करोली, जयपुर, बूंदी, कोटा, फालावाड़ शौर जैसलमेर के ६५ कवियों का 
उनकी रचनाओं के उदाहरण सहित विवरण छपा है। 'कवि रत्नमाला' का भी दूसरा 
भाग प्रकाशित नहीं होने पाया । 
प्राकृत, संसक्ृत भाषा के कतिपय जैन ग्रन्थकारों एवं राजाभ्रों की साहित्य-सेवा 
की कुछ भांकी ऊपर दी गई है। संस्कृत के जैनेतर विद्वान्‌ अनेक हो गए हैं भौर उनमें 
क्यों ने तो श्रपने विषय में बहुत ख्याति प्राप्त की । पिछले कुछ वर्षों में 
जयपुर में कई महान्‌ विद्वान हो गए हैं भौर कुछ झाज भी हैं । बिद्ृददर मधूसूदन जी 
श्रौर उनके शिष्य मोतीलालजी शर्मा की विद्वत्ता श्रगाध थी। वेद, गीता प्रादि ग्रन्थों 
पर उनकी व्याख्याएं बहुत ही विशद हैं । मोतीलालजी शर्मा का तो प्नभी थोड़े वर्ष पहले 
ही स्वरगंवास हुमा है। डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल जैसे विद्वान उनकी विद्वत्ता से प्रभा- 
वित थे और ग्रीष्मावकाश में उनके पास पहुंचते थे। जयपुर के श्री मथुरानाथजी भट्ट 


शज॑स्थान में रचित संस्कृत-प्रांत साहित्य ४१ 


श्रादि की संल्कृत साहित्य सेवा विज्षेष रूप से उल्लेखनीय है 

बीकानेर के गोस्वामी समाज में कई संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ हो गए हैं। शिवा- 
नन्‍्द गोस्वामी, श्रीनिवास, जगन्निवास, जनाद॑न गोस्वामी श्रादि ने अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थों की रचता की है। इस सम्बन्ध में श्री फाल्युनजी गोश्वासी से मैंने एक खोजपूर्ण 
विस्तृत निबन्ध बनवाया था जिसका कुछ पंश “राजस्थान भारती', भाग ७, अ्रंक ४, 
भाग ८, भ्रंक ३-४ में छप चुका है। ब्राह्मण कवियों में हरिद्विज श्रच्छे कवि हो गए हैं 
जिनके साहित्य का विवरण प्रकाशित हो चुका है। 

राजाप्रों के सम्बन्ध में कई ऐतिहासिक संस्कृत काव्य उनके आ्राश्रित कवियों ने 
बनाए हैं जिनके भ्रध्ययन से उन कवियों की काव्य-प्रतिभा श्रौर राजाओं के जीवन-चरित्र 
प्रादि की स्‍प्रच्छी जानकारी मिलती है। गद्य में भी विद्वानों की बहुत-सी टीकाएं और 
मौलिक ग्रन्थ संस्कृत में रचे हुए मिलते हैं। इस विषय में मुंशी देवी प्रसाद की तरह खोज 
की प्रावश्यकता है । बड़े-बड़े राज्यों में ही नहीं, छोटे-छोटे ठिकाणों में भी कई बड़े-बड़े 
विद्वान हो गए हैं पर उनकी रचनाझ्रों का प्रचार अधिक नहीं हो पाया, भरत: जब तक उन 
राजाओं, जागीरदांरों और कवियों के वंशजों श्रादि के पास जो प्रज्ञात साहित्य पड़ा 
हुआ है उसकी खोज नहीं की जायगी तब तक उनके मूल्यांकन का! तो प्रढन ही नहीं, 
जानकारी प्राप्त करना भी सम्भव नहीं है। 

यहाँ के सेठ साहुकारों ने संस्कृत भाषा के कई स्थानों में संस्कृत विद्यालय 
खोलकर विद्वानों को तैयार किया। राजाप्रों ने भी प्रपने राज्यों में संस्कृत विद्यालय 
स्थापित किए । प्राज भी राजस्थान के कई विद्वान्‌ संस्कृत साहित्य की महत्त्वपूर्ण सेवा 


कर रहे हैं । 


७ 
खअपम्र ठा और अदिकालीन राजस्थानी साहित्य 


राजस्थान में रचित भपश्चंश साहित्य : राजस्थान में रचित प्राकृत और भ्रपश्रंश 
का सारा साहित्य जैन विद्वानों श्रौर कवियों का निर्मित है । प्रांत. भाषा यद्यपि बहुत 
पहले से लोक-भाषा का स्थान छोड़ चुकी थी पर प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत में होने से 
जैन विद्वानों ने प्राकृत को साहित्यिक भाषा के रूप में श्राज भी जीवित व चालू रखा 
है। प्राठवीं शताब्दी से लेकर अब तक कुछ-न-कुछ प्राकृत का साहित्य राजस्थान में 
रचा ही जाता रहा है। उस साहित्य के सम्बन्ध में श्रभी तक स्वतंत्र रूप से खोज नहीं 
की गई है झ्रत: इसकी आवश्यकता बनी हुई ही है। 
प्रपश्रंश भाषा में सर्वाधिक साहित्य दिगम्बर कवियों का मिलता है। उनमें से 
कुछ कवि राजस्थान में भी हो गये हैं। यहाँ उनमें से पाच-सात कवियों का उल्लेख कर 
दिया जाता है। संवत्‌ १०४४ में कवि हरिसेण ने 'धम्म-परिवखा' नामक श्रपश्नंश ग्रन्थ 
प्रचलपुर में बनाया, उसकी प्रशस्ति के अनुसार वे मेवाड-निवासी घककड़-वंशीय गोवद्धन 
की पत्नी गरुणवती के पुत्र थे। चित्तौड़ को छोड़कर वे अ्रचलपुर में श्रा बसे थे। 
महाराजा भोज के सभा-कवि घनपाल ने राजस्थान के साचोर में स्थित महावीर 
जिनालय-सम्बन्धी एक रचना अपश्रंश में को है। 'सत्यपुरीय महावीर उत्साह' नामक 
रचना “जैन साहित्य संशोधक' में प्रकाशित हो चुकी है। महमूद गज्ञनी ने संवत्‌ १०८९१ 
में साचोर के महावीर जिनालय और मूर्ति को खंडित करने का प्रयत्न किया था पर बह 
सफल नहीं हो पाया था । इसका उल्लेख करते हुए कवि घनपाल ने इस रचना में लिखा 
हैं; 
भेंजेविणु सिरिमालदेसु झ्नु भ्रणहिलवाडउं, 
चड्डावल्लि सोरट्ठ भग्गु पुणु बेउलबाडउं, 
सोमेसरु सो तेहि भग्गु जणमणश्राणंदण, 
भग्गू न सिरि सच्चडरि वीरु सिद्धत्यह नंदणु ॥३॥ 
पुणवि कहाडा हत्थि लेवि जिनवरततरु ताडिड, 
पच्छुत्यडवि कुहाड्ोह सो सिरि श्रंबाडिउ, 
प्रज्जवि दीसहि भ्रंगि घाय सोहिय तसु घोरह, 
चलणजुयलु सच्चउ रि-तयरि पणमहु तसु वो रह॥ ७ ॥ 


प्रंपन्नंश और भादिकालौन राजस्थानी साहित्य ४३ 


बारहवीं शताब्दी के सिंह कवि ने 'पज्जुन्न कहा नामक अपश्रंश-काव्य की 
रचना बम्भणवाड़ में की जो सिरोही प्रदेश में है । ह 

सुप्रतिद्ध धनपाल कृत “भविष्यदत्त कथा” की रचना भी सम्भवत्त: राजस्थान में 
हुई है, क्योंकि कवि धक्कड़ वंश का था| यह वंश राजस्थान के श्रीउज्जपुर से निकला 
हुआ है । 

संवत्‌ १९६४५ में लक्खण कवि ने 'जिनदत्त चरिउ' की रचना की। ये त्रिभुवन- 
गिरि के निवासी थे। त्रिभुवनगिरि जयपुर प्रदेश के प्रन्तर्गंत, 'तहणगढ़' के नाम से 
प्रसिद्ध है। 

छोटी-छोटी ब्रत-कथाओों की रचना भी भ्रपश्रंश में हुई है। इनमें से कवि विनय- 
चन्द रखित चूनड़ी” प्रादि रचनाएँ उपरोक्त त्रिभुवनगिरि में रचित हैं। श्वेताम्बर 
कवियों की भी जन्माभिषेक कलश, स्तवन भ्रादि कई विधाओ्ों की रचनाएं भ्रपभ्र श में 
प्राप्त हैं। राजस्थान के श्रनेक ग्राम-नगरों में इन रचनाञ्रों का उस समय काफी प्रचार 
रहा है। 

इवेताम्बर म्‌नि गूजरात झ्लौर राजस्थान में समानरूप से धमं-प्रचार करते रहे हैं। 
उभय प्रान्त में रहते हुए उन कवियों ने भ्रपश्रंश में कई बड़े काव्य भ्रौर श्रवेक फूटकेर 
रचनाएँ बनाई हैं। 'नेमिनाह चरिउ” इ्वेताम्बर श्रपश्रंश रचनाश्रों में सबसे बड़ा ग्रन्थ 
है । 'विलासबई कहा' अपश्रंश कथाभ्रों में बहुत ही महत्त्व की है। इसकी ताड़पन्नीय प्रति 
ज॑सलमेर के ज्ञानभंडार में प्राप्त है। इन दोनों बडी रचनाशञ्रों का परिचय मैंने “प्रने- 
कानन्‍त' और 'त्रिपथगा' में प्रकाशित अपने लेखों में दे दिया है। उपदेशमाला टीका भ्रादि 
कई ग्रन्थों में प्रपन्नंश की छोटी-छोटी कथाएँ मिलती हैं, उनमें से भ्रप भ्रंश सन्धि-काव्यों 
का विवरण मैं परिषद्‌ पत्रिकादि में प्रकाशित कर चुका हूँ। श्वे० अभ्रपश्न श रचनाएँ 
विविध शैलियों की हैं प्रौर उनका परवर्ती राजस्थानी, गुजराती व हिन्दी साहित्य पर 
काफी प्रभाव रहा है। उनकी परम्परा भ्रविच्छिन्न रूप से (राजस्थानी साहित्य में तो 
विशेष रूप से) चलती रही है। 

जैनाचायं जिनदत्तसूरिजी की तीन प्रपश्रंश रचनाएँ “अ्रपश्रश काव्यत्रयी' के 
नाम से बड़ौदा से प्रकाशित हैं। इन पर संस्कृत टीकाएँ भी लिखी गई हैं। जिनदत्त- 
सूरिजी का धर्म-प्रचार क्षेत्र प्रमुखत: राजस्थान रहा है। च््चरी, उपदेश-रसायन प्रौर 
काल-स्वरूप-कूलक इनकी प्रपश्रंश रचनाओ्रों के वाम हैं। 

बालावबोधप्रकरण' नामक एक रचना हमें प्राप्त हुई जिसे 'जीवदयाप्रकरण 
काव्यत्रयी” में हिन्दी प्रनुवाद सहित प्रकाशित किया जा चुका है। उसके कुछ प्रेरणा- 
दायक पद्च नीचे दिये जा रहे हैं : 


शुव्यणि भंजउ विसय-सुहू, बुड्ढउ धम्मु करेस । 
एहुउ बाल पयंपियउ, मा चित्तेवि धरेसु ॥ ३॥ 


यौवनकाल में विषयों के सुख को भोग लू" वृद्ध होने पर धर्म करूंगा--ऐसे 
बालजीवों (भअ्रज्ञानियों) के कथन को कभी चित्त में मत घारण करो। 


'इड. राजस्थानी साहित्य 


जाव न पोड़द देह जर, जाव न वाहहि वाहि। 
जा इंदिय सुत्यत्तणउं, ता सद्म्मु॒ पर्साहि॥ ६॥। 


जब तक जरा देह को पीडित नहीं करती, जब तक व्य|धियाँ उसे व्याधित नहीं 
करतीं भ्रौर जब तक इन्द्रियों की स्वस्थता है, तब तक सद्धमं का साधन कर लो ! 


थोबउ श्राउ सुतुच्छ सुहु, पथ पय श्रावय-ठाण। 
दुक्कड़-फलु झट कड्ड यर, सघम्मु करेस सुजाण ॥ ६ ॥। 


श्रायु थोड़ी है, सुख भ्रत्यन्त तुच्छ है, पग-पग पर श्रापत्तियों के स्थान हैं। दुष्कर्मो 
का फल भ्रत्यन्त कड़वा होता है । हे सुनान ! इसलिए धमं करो । 
घर-बावरि विभोहियहूं, सयल समप्पद्द जम्मु। 
खणबि न पार्वाह पावयर, जित्यु ए साहहि घम्मु ॥८॥। 


मुग्ध प्राणी ग्रह-व्यापार में सारा जन्म समर्पण कर देता है, पर उस पापी को एक 
भी ऐसा क्षण नहीं मिलता जिसमें वह धर्म की साधना कर सके । 

राजस्थानो साहित्य : राजस्थानी भाषा अपश्रृश की जेठी बेटी मानी जाती है, 
प्रत: कई शताब्दियों तक राजस्थानी रचना्रों पर भ्रपश्रंश का प्रभाव रहा प्रौर अपभ्रंश 
की परम्परा राजस्थानी साहित्य को सर्वाधिक रूप में प्राप्त हुई है। तेरहवीं शर्ती में 
राजस्थानी साहित्य का स्वतंत्र विकास हुआ माना जाता है श्रौर तब से लेकर श्रव तक 
राजस्थानी साहित्य का निर्माण बराबर होता रहा है। ८०० वर्षों के इस विशाल 
साहित्य का परिचय थोड़े समय में देना कहाँ तक सम्भव है ? यह तो प्रापको बतलाने 
को भ्रावश्यकता नहीं, फिर भी कुछ मुख्य बातें भ्रापके सामने रखी जाएँगी जिससे उसके 
महत्त्व का कुछ परिचय मिल जायगा । 

राजस्थानी साहित्य के रचयिता प्रधानतया जैन झौर चारण विद्वान्‌ हैं। चारण 
कवि अधिकांश राज्याश्रित थे, श्रत:ः समय-समय पर राजाओं की प्रशंसा एवं भ्रन्य विषयों 
पर वे फुटकर कविताएँ ही प्रधिक लिखा करते थे और वे फूटकर दोहे तथा कवित्तादि 
पभ्रधिकांश मौखिक रूप में ही प्रसिद्ध होते रहे हैं, प्रत: प्राचीन चारण कवियों की रचनाएँ 
जैन प्रबन्धों में उद्धृत पद्यों के ग्रतिरिकत स्वतंत्र रूप से लिखी हुई नहीं मिलतीं। पनद्रहवीं 
शताब्दी से ही चारण कवियों की उल्लेखनीय स्वतंत्र रचनाएँ मिलने लगती हैं । 

जैन मुनियों का जीवन बहुत ही संयमित होता है। भिक्षा के भोजन द्वारा वे प्रपनी 
क्षुब-निवृत्ति करके प्रायः सारा समय स्वाध्याय, धर्म-प्रचार, ग्रन्थ-लेखन एवं साहित्य 
निर्माण भ्रादि घामिक श्रौर सत्‌-कार्यों में लगाते रहे हैं। इसीलिए उनका साहित्य बहुत 
प्रधिक मिलता है । प्राचीन राजस्थानी साहित्य तो जैन कवियों की ही देन है। तेरहवीं 
शताब्दी से उनकी रचनाश्रों का प्रारम्भ होता है प्रौर भ्रविच्छिन्न रूप में प्रत्येक शताब्दी 
के प्रत्येक चरण में रची गईं उनकी छोटी-बड़ी रचनाएँ झ्ाज भी प्राप्त हैं। प्रारम्भिक 
रचनाएँ ती्थ॑करों, जैन-महापुरुषों व प्राचार्यों के चरित्र तथा धर्म एवं नीति के उपदेश- 


श्रपश्चंश भौर भादिकालीन राजस्थानी साहित्य ४५ 


सम्बन्धी हैं। जनसाधारण में धमं-प्रचार करने का उनका मुख्य उद्देधय रहा है, इसलिए 
जिसे सभी लोग सम सकें, ऐपी सरल भाषा भौर शैली में लिखी गई हैं। जनसाघारण 
उन्हें रुचिपू्वक सुनें भ्लौर याद करके लाभ उठाएँ, इसलिए प्रारम्भिक छोटे-छोटे बहुत- 
से रास, फागु, चर्च री भादि तो गाये भौर खेले भी जाते थे। तालियों एवं डांडियों की 
लय एवं घूमर के साथ विशेष उत्सवों पर जैन मंदिरों श्रादि में वे रासादि खेले जाते थे, 
ऐसा उल्लेख कई रचनप्रों के प्रन्त में कवियों ने स्वयं किया है। तथा-- 


रंगिद रमह जे रासु, श्रो विजयसेण सूरि निमवीय उग्ने । 
(संवत्‌ १२८७ में विजयसेनसूरि रचित रैवंतगिरि रास ) 
एह विवाहलउ जे पढ़ईं, जे दियहिं खेला खेलि रंग भरि । 
(सं०१३३१ में सोममूरति रचित जिनेष्व रसूरि दीक्षा-वर्णन रास ) 
जिणहरि दित सुणंत, मनवंछिय पूरवउ 
(संवत्‌ १३६३ में प्रशातिलकसुरि रचित कच्छुली रास ) 
एह रातु जो पढ़द गणइ, नाचिउ जिणहरि देह 
(सं० १३७१ में अंबदेवसू रि. रचित समरारास ) 
खेला नाचई चजंत्र सासि, रंगिह. गावेबउ 
(जिनपदुमसूरि रचित स्थूलिभद्र फागु) 


राससंज्ञक रचनाप्नों को परम्परा : राससंज्ञक रचनाएँ प्रपश्रंश-काल से मिलने 
लगतो हैं। संवत्‌ €६२ में सिद्ध षि रचित 'उपमिति भव प्रपंचा कथा' में मंडलाबद्ध रास, 
रिपुदारण रास आरादि प्राप्त हैं। जिनदत्तमूरि का 'उपदेश-रसायन-रास” झौर ज॑नेतर 
'संदेस रासक' श्रपश्रंश की राससंज्ञक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस रचना प्रकार या विधा 
को सबसे भ्रधिक जैन कवियों ने ही भ्रपनाया भ्लौर विकसित किया । यद्यपि राससंज्ञक 
रचनाएँ ग्राज भी रचो व गाई जाती हैं पर प्राचीन रचनाओझ्नों की शैली से उनमें काफी 
भ्रन्तर है । 

छोटे-छोटे रास तो खेले जा सकते ये पर बड़े रास तो केवल गाये ही जा सकते 
हैं। तेरहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वा्द तक की रास, फागु, विवाहला झ्ादि रचनाएँ 
अधिकांद छोटी-छोटी हैं। यद्यपि कुछ रचनाएँ गाकर, पढ़कर या सुनकर भी प्रचारित 
की गई हैं, भर्थात्‌ वे खेली नहीं गई । 

राजस्थानी भाषा में जैन कवियों ने छोटी-बड़ी हजारों रचनाएँ बनाई हैं। वे 
विविध विधाप्रों की हैं। मैंने ऐसी शताधिक संज्ञाओों की सूची नागरी प्रचारिणी पत्रिका में 
प्रकाशित श्रपने लेख में प्रकाशित की थी, भौर बहुत-सी उल्लेखनीय विधाप्रों के सम्बन्ध 
में तो मेरे स्वतन्त्र लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। संधि, फागु, विवाहला, धवल, बेलि, 
रेलुवा, पव्राडा, सम्वाद, बारहमासा, द्वावत, सिलोका, हियाली श्ादि रचना-प्रकारों के 
सम्बन्ध में मेरे स्वतन्त्र लेख प्रकाशित हो घुके हैं। इन लेखों का संग्रह 'प्राचौन काव्य 
रूपों की परम्परा के नाम से भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान, बीकानेर से प्रकाशित 


४६ राजस्थानी साहित्य 


हो चुका है। जैन कवियों के रचित कतिपय रचना-प्रकारों की नामावली भागे दे दी 
जाती है। एक-एक रचता-प्रकार की अनेक रचनाएँ प्राप्त हैं। वेलि काव्यों के सम्द्रत्ध 
में डॉ० नरेन्द्र भतावत ने शोध-प्रबन्ध लिखा है। विवाहले श्रौर मंगल काव्य पर श्री 
पुरषोत्तमलाल मेनारिया को डॉक्टरेट मिल चुका है। वेलि-सम्बन्धी शोध-प्रन्थ तो छप 
भी चुका है। फागू और बावनी काव्यों पर शोध-प्रबन्ध लिखे जा रहे हैं । बारहमासा 
काव्य के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रचंडिया ने शोध-प्रबन्ध लिखा था । पवाड़ा काव्य पर भी 
शोध-कार्य हो रहा है। 

इन रचना-प्रकारों को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे रचनाभ्रों 
की पद्च-संल्या पर ग्राधारित संज्ञाएँ--शतक, बहुतरी, बावनी, छत्तीसी, बत्तीसी, सत्तरी, 
इबकीसी, इकत्ती स्ी, चोइसी, बीसी, श्रष्टक । चरित-काव्यों के लिए रास, चौपई, प्रवन्ध, 
सम्बन्ध, संधि, विवाहलो, धवल, चौढालिया, छढ़ालिया। तीर्थों-सम्बन्धी रचनाएं-- 
तीथंमाला, चेत्य-परिपाटी। स्तवनों-सम्बन्धी रचनाएँ--स्तुति, स्तवन, स्तोत्र, गीत, 
गहूँली, बधावा । कई रचनाओं के नाम छन्दों पर भी झ्राधारित हैं, जैसे दोहा, कुंडलिया, 
छप्पय, भूलना, निम्ताणी, अमृत घ्वनि । 

अपश्रंश भाषा से उत्तर भारत की कई प्रान्तीय भाषाश्रों का विकास तेरहवीं 
शताब्दी से माना जाता है। पर राजस्थानी-गुजराती को छोड़कर उन प्रान्तीय भाषाप्रों 
का तेरहवीं से पन्द्रहवीं शती तक का साहित्य बहुत ही कम मिलता है। जो थोड़ी-सी 
रचनाएँ इस समय को मानी जाती हैं बे भी प्राय: मूल रूप में सुरक्षित नहीं हैं। श्रत: उनका 
उपलब्ध पाठ प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। पीछे की लिखी हुई प्रतियाँ मिलने से 
उत रचनाझ्रों की मूल भाषा में परिवतेन होना सम्भव है ही । प्राचीन राजस्थानी साहित्य 
को यह एक प्रधान विश्येषता है कि तेरहवीं से पन्द्रहवीं शती तक की विविध विधाप्रों 
की काफी रचनाएँ मिलती हैं प्रोर उनकी हस्तलिखित प्रतियाँ भी प्राचीन प्राप्त होने से 
उनकी मूल भाषा भी काफी सुरक्षित रह सकी है। इससे प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण 
में भाषा में क्या परिवर्तन हुआ है श्रौर उस समय कौन-कौन-से रचना-प्रकार प्रचलित 
थे, इसकी अच्छी जानकारी मिल जाती है। इससे भाषा के विकास, रचना-प्रकार एवं 
विधाओं की परम्परा का भ्रध्ययत काफी सुगम हो जाता है। 

तेरहवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक राजस्थान, गुजरात की भाषा एक ही 
थी, इसलिए इस समय की रचनाश्रों को गुजरात के विद्वान प्राचीन गुजराती, राजस्थान 
के विद्वान्‌ प्राचीन राजस्थानी बतलाते हैं, यह स्वाभाविक ही है। तेरहवीं शताब्दी की 
प्राचोनतम रचना शालिभद्रसू रिकृत 'भरतेशवर बाहुबल रास” मानी जाती है। हमें वज्नसेन- 
सूरि रचित भरतेशबर बाहुबली धोर नामक ४५ पद्यों की एक रचना जैसलमेर भंडार 
से प्राप्त हुई। इसमें देवसूरि को स्मरण-नमस्कार करते हुए वज्मप्तेनसूरि ने यह रचना 
बनाई, लिखा है और वादिदेवसूरि बारहवीं शताब्दी के विशिष्ट विद्वान्‌ हैं। इसलिए 
हमने इसका रचनाकाल सं० १२२५ के लगभग का भ्रनुमान किया है। भगवान्‌ ऋषभ- 
देव के पुत्र भरत श्र बाहुबली के युद्ध-वर्णन के चार पद्च यहाँ दिए जाते हैं : 


प्रपश्नंशा भौर आादिकालीन राजस्थानी साहित्य ड७ 


कफोवानल पज्जलिउ ताब, भरहेसर जंपइ। 
रे रे दियहु पियाणा, ढठाक जिमु महीयल कंपई ॥२०॥। 
अबलु गुलंत चालिया, हाथिन गिरिवर जंगम। 
हिंसा रथि जहि रियदियंत, हल्लिय तुरंगस ॥२१॥ 
घर डोलदू खलभलइ, सेनु दिणियर छाइजइ। 
भरहेसर चालियठ कटकि कसु उपमु दीजइ धरा 
त॑ नितुणेविणु बाहुबलिण, सोबह गय गुड़िया । 
रिण रहूर्सिाह चउरंग दर्लिहि बेउ पासा जुड़िया ॥२३॥ 


संवत्‌ १२४१ में राजगच्छीय वज्पेनसूरि के पट्टधर शालिभद्रगूरि ने भरतेश्वर 
बाहुबली रास की रचना की । रासो छन्‍्द में रचे जाने का उल्लेख प्रारम्भ में ही है पर 
वस्तु, ठवणि, धवल, त्रूटक छंदादि के कुल २०३ पद्च हैं। इसमें उपयुक्त 'घोर' की 
भ्रपेक्षा भाषा भी सरल है। इस समय और इसके बाद की पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध 
तक की सभी राजस्थानी रचनाओं में पद्च-संख्या की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ी रचना 
है | मुनि जिनविजयजी श्रौर पंडित लालचन्द भगवानदास गांधी (गुजराती छाया) के 
सम्पादित दो संस्करण इस रास के प्रकाशित हो चुके हैं। इसके युद्ध-वर्णन के कुछ पद्म 
यहाँ दिए जा रहे हैं : 


तउ कोपिहि कलकलोउ काल के'*'वय कालानल, 
कंकोरहद' कोरंबोयएउ, करमाल महाबल । 
काहल कलयलि कफलगलंत, मउड़ाधा सिलिया, 
कलहूतणइ कारणि कराल, कोपिहि परजलोया ॥१२०॥। 
हऊठ कोलाहल गहगहाटि,  _ गयणंगणि गज्जिय, 
संचरिया सामंत सुहड़, सामहणीय सज्जिय । 
गडयड़त गये गड़ीय मेलि, गिरिवर सिर ढालइ, 
गूगलीया गुलणह चलंत, करिय उलालइईं ॥१२१॥ 
जुड़॥़ भिड़ भड़हडइ॒ खेदि, खड़खड॒ह खडाखडि, 
घाणीय धूणोय धोसवइई, दंतुसलि दोत (तड़ा) डि । 
खुरतलि खोणि खणति खेदि तेजीय तरवरिया, 
ससई धसई घधसमसईं, सादि पयसईं पाखरिया ॥१२२॥ 
कंघगाल केकाण, कयो करड॒ई कडोयालों, 
रणणईं रणि रण बखर, सखर घण घाघरीयाला । 
सींचाणा वरि सरइं, फिरई सेलई फोकारहं, 
अऊडई झ्राइइईं अंगि रगि, श्रसवार विचारइईं ॥१२३॥। 


आऑिज--..........हत__....._-_>_+_-++++++ 


१. कंकोली किम रोषिओ, करि-काल सहायक | 


डद राजस्थानी साहित्य 


घसि घामई घड़हडई  घरणि रथि सारधि गादा, 
जड़ीय जोघष जड़जोड जरद सन्नाहि. समाढा॥! 
पंसरिय पायल-पुरिकि, पुण  रलीवा रयणापर, 
लोह-लहरि वर वीर बयर, वहवर्टिद श्बायर ॥१२४॥ 
रणणईं रवि रणन्तर तार, त्रंवक त्रहत्नहोया । 
ढाक दूक ठउमढमह ढोल, राउत रहरहीया ॥ 
तेथ तीसाण  लिनादि तोर, नॉपझरण निरंभोष, 
शण-भेरी भूंकारि. भारि, भूयबलिहि: वियंभीय ॥१२१॥ 


दालिभद्रसूरि की दूसरी रचना “बुद्धि रास” एक शिक्षाप्रद सरल भाषा की रचना 

है। इसका भ्रच्छा प्रचार रहा है। इसके बाद सं० १२५७ में कवि प्रासियु ने 'जीवदया 
रास” सहजिगपुर के पाएव जिनालय में बनाया है। कवि जालोर-निवासी शान्तिसूरि 
का भक्त था । जीवदया के प्रभाव का इसमें वर्णन है। साचौर, चडावल्ली, नागद्रह, फल- 
वर्धि भोौर जालौर के कुमार-विहार-तीर्थ का भी उल्लेख है। कवि ने दान देने की 
प्रेरणा देते हुए लिखा है : 

के नर सालि दालि भुंजंता, घिय घलहलु मज्के विलहंता । 

के नर भूखा दूखियहं, दीर्साह परघरि कम्मु करंता॥ 

जोबता वि भुया गणिय, श्रच्छ हि बाहिरि भूमि रुलंता॥३२॥ 

के नर तंबोल वि संमाणहि, विविह भोय रमणिहि सउ मांणहि। 

केवि श्रपुन्नई बप्पुड़्ईं, भर हूंतदई दोहला करंता॥ 

दाणु न दिन्नउ प्रश्न भविं, ते नर परधघर कम्मु करंता ॥३२॥ 


रचनाकाल के उल्लेख न होने पर भी अ्पूण् प्राप्त शान्तिनाथ रास' में खेड़नगर 
के शान्ति जिनालय की प्रतिष्ठा का उल्लेख होने से उसका रचन।काल सं० १२५८ के 
झ्रासपास का सिद्ध होता है। रचयिता खरतरगच्छीय जिनपतिसूरि का शिष्य होना 
सम्भव है । साह उद्धरण कारित बझ्ान्ति जिनालय की प्रतिष्ठा जिनपतिसूरिजी ने की 
थी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह उल्लेख महत्त्वपूर्ण है, यथा : 


खेड़नयरि जो संति उद्धणि कराविउ । 
विहिं समृदय सहुभत्ति जिणबइसूरि ठाविउ ॥२॥ 


उपयु क्त रचनाएँ साहित्यिक भाषा में होने से भ्रपभ्रंश के अधिक प्रभाववाली हैं। 
बोलचाल की भाषा में रची हुई जिनपतिसूरि-सम्बन्धी तीन रचनाएँ प्राप्त हुई हैं 
जिनमें से श्रावक कवि रयण और भत्तउ रचित 'जिनपतिसूरि गीत' हमारे ऐतिहासिक 
काव्य-संग्रह में छप चुका है। तीसरा जिनपतिसूरि वधामणा गीत में १२३२ की 
घटना का उल्लेख है । इस गीत की प्रतियाँ समकालीन लिखी हुई नहीं मिलीं, पर भाषा 
काफी सरल है। साहित्यिक शोर बोलचाल की भाषा का ध्न्तर स्वाभाविक है। 


झ्रपश्नंश भौर क्‍ग्रादिकालीन राजस्थानी साहित्य है 


झासीनयरि बघावणउ झायल जिणपति घूरि 
जिणचन्दसूरि सोस भ्राइया लो! 

वधावणउ बजाबि सुगुरु जिणपति सूरि क्‍झ्लाविया लो । झांकणी । 
हरिया गोबरि गोहलिया, मोतिय अउकु पुरेहु | जिण० ॥४१॥ 
घरि घरि गृड़िय उच्छलिया, तोरणि बंदुरघाल। जिण०॥२॥ 
करहु कंसीलिय झालरिया, घाधरिया झणकारु ( जिण० ॥३॥ 
घनि ए साइ सलाखणी एं, जायठ जिनपति सूरि। 

तिहुयणे जगि जसु धवलिया लो ॥४॥॥ 

हाले महतो इस भणह, संपद होसइ कांइ । 

बालह चांदि कि चांदणठ, संघह मणोरह पूरि॥ जिण० ॥५॥ 


संवत्‌ के उल्लेख वाली तीप्तरी राजस्थानी रचना “जम्बूस्वामी रास” महेन्द्रसूरि 
के शिष्य धर्म ते सं० १२६६ में बनाई। ४१ पद्मयों को इस रचना में भगवान्‌ महावीर के 
प्रशिष्य जम्बूस्वामी का चरित्र वणित है। यह रास प्राचीन गूज र-काव्य-संग्रह में प्रका- 
श्ित हो चुका है । (इसके कई पद्चय, जो ४ पंक्तियों के हैं, दूसरी प्रतियों में दो-दो पंक्तियों 
के मिलते हैं, इसलिए प्रकाशित पाठ ४१ पद्मों का है, पर दूसरी प्रतियों में उन्हीं पद्ों 
की संख्या ५१, ६२ झ्ौर ६७ तक पहुँच गई है) | भ्रन्तिम केवली जम्बूस्वामी की 
कथा बड़ी मार्मिक है। उन्होंने विवाह की प्रथम रात्रि में ही प्राठ पत्नियों को प्रतिबोध 
दिया था, साथ ही प्रभव नामक चोर भी ५०० चोरों के साथ प्रतिबुद्ध हुआ । रास का 
श्रादि-भ्रन्त इस प्रकार है : 
झादि--जिण चउवबीसह पय नमेवि गुरु-चलण नमेवी। 
जंबू-सामिहि तणउ चरिठ, भवियहु निसर्णयो ॥ 
करि सानिध्‌ सरसति देवि, जिम रयउं कहाणड। 
जंबू-सार्माहू गुण गहण, संखेबि बखाणउ ॥शा॥। 
श्रन्‍्त--बीर जिणंदह तीथि, कैवलि हुड पाछिलउ। 
प्रभवव बइसारीउ पाटि, सिद्धि पहुतु जंबु स्वासि | 
जबू - सामि चरित पढ़ईं गुणईं जे सभलईं॥ 
सिद्धि सुख पझ्रणंत ते नर लोलहि पामिसिई॥४०॥ 
सहिदसूरि गुरु सीस, धम्म भणह हो धम्मीऊह । 
चितठ राति दिवति, जे सिद्धिह ऊमाहीयाह।॥। 
बारह बरस सर्छहि कवितु नीपनूं छासठए (१२६६) । 
सोलह बिज्जाएवि दुरिय पणासउ सयल संघ ॥४ १॥ 


'जम्बूस्वामी रास' को तरह स्पष्ट तो नहीं पर दो श्रन्य रचनाओों में 'जिण- 
धम्मु कहुद्द', 'जिणवर धम्मु करहु एक चिते' पाठ मिलता है। सम्भव है ये भी जम्बू रास 
के रचयिता घम्म कवि की ही रचनाएँ हों । इनमें से स्थलिभद्व रास ४७ पद्यों का है जिसे 
हमने 'हिन्दी भ्रनुशी लन'--वर्ष ७, प्रंक ३ में प्रकाशित किया है। इस रास में पाटलिपुत्र 


५० राजस्थानी साहित्य 


के राजा ननन्‍्द के मंत्री शकडाल के पुत्र स्थुलिभद्र का जीवन-प्रसंग वर्णित है। ये कोशा 
वेश्या के यहाँ बारह वर्ष रहे थे, फिर जैन मुनि हो गए। मुनि अवस्था में गुरु का झ्रादेश 
लेकर फिर ये कोशा के घर जाकर चातुर्मास करते हैं भौर अपने दु्धष शील का परि- 
चय देते हैं । रास का प्रादि-प्रन्त इस प्रकार है : 


झ्रादि---पणमवि सासण झनई वाएसरि। 
थूलिभहू गुण गहणु सुणि वरह जु॒ केसरि ॥१॥ 
अन्त--बहुत काल संजम पार्लेहि, चडदहपुरब हियइ धारेहि । 
थूलिभवृदु जिण धम्मु कहेइ, देवलोकि पंहुतउ जाएबि॥ 


जैन सतियों के सम्बन्ध में 'सुभद्रा सती चतुष्पदिका' ४२ पद्मों की प्राप्त है। 
चौपाई छन्द झौर चतुष्पदिका के नाम की प्राप्त यह पहली रचना है। दूसरी सती-चरित्र- 
सम्बन्धी रचना 'मयणरेहा रास' ३६ पद्यों का मिला है जिसके प्रारम्मिक ५॥ पद्च जुटित 
हैं। देल्हूण-रचित गजसुकुमाल रास राजस्थान भारती में छप चुका है । सतियों सम्बन्धी 
दोनों रास हिन्दी अ्रनुशी लन में छपे हैं । 

संवतोल्लेख वाली अन्य रचनाश्रों में श्राबु रास, रेबंतगिरि रास उल्लेखनीय हैं। 
इन दोनों रासों में प्राव्‌ और गिरनार तीर्थ पर मंत्रीश्वर वस्तुपाल तेजपाल ने संघ सहित 
यात्रा करके मन्दिर बनवाए थे, उनका उल्लेख है। आाबू रास सं० १४२५ के लगभग 
लिखित पूर्वोक्त जीवदया रास वाली प्रति में हमें प्राप्त हुमन था और उसे राजस्थान 
रिसर्च सोसायटी, कलकत्ता के मुखपत्र “राजस्थानी-भाग ३, अंक १ में प्रकाशित किया 
गया है। ५५ पद्यों के इस रास की रचना सं० १२८६ में हुई। इसका रचयिता पाल्हण' 
कवि प्रतीत होता है। भ्रादि-प्रन्त के कुछ पद्य देखिए : 


श्रादि-- पणमे विणु सासिणि वाएसरि, भ्भिनवु कवितु रथ परमेसरि। 
नंदीवरधनु जासु निवासो, प्॒रणउं नेमि जिणंदह रासो ॥१॥ 
गूजर देसह मज्झि पहाणं, चंद्रावती नयरि वक्‍खाणं। 
वाबि सरोवर सुरहि सुगोजइ, वहुबारासिहि ऊपम दीजह ॥२॥ 
श्रंव-- बार संवच्छरि नवमासोए, (१२८६) वसंत मास रंभाउलु दीहे। 
एहूं रास विस्तारिहि जाए, राखहि सयल संघ अ्ंबाए ॥५४॥ 
राखइ जा सुजुश्रा छट खेड़इ, राखइ ब्रह्मतंति मढेरइ ॥५१॥ 


तेरहवीं शतःब्दी के विजयसेनसूरि ने रेवंतगिरि रास की रचना की है। इस रास 
में चार कउवक हैं जिनमें २०, १०, २२ श्रौर २० पद्च हैं। गिरतार तीथ्थ-वर्णन के कुछ 
पद्य यहाँ दिए जा रहे हैं। रेबंत गिरि रास--वन राजि वर्णन : 


डर 2 कक वे 

१. जन गुजर कवेश्रों-भाग ३, पृ० ३४८ में इसका रचयिता राम (१) लिखा है. पर मेरे खयाल से 
राम के कथन से पाल्दण ने वनाया है 'रामवयण पाल्हण पुज कीजे?। आबू रास का अपर नाम 
नेमि रासो भी है । 


प्रपश्रंश भौर झादिकालीन राजस्थानी साहित्य ५१ 


झंगूण प्रंजण पंबिलीय पअंबाडय पअ्ंकल्ल । 
उंबर अप्ंबर झ्लामलोग, प्रगर झसोय भ्रहलल ॥१५॥ 
करवर करपट करुणतर, करबंदी करवोर। 
कुडा कडाह कयंब कड, करव कदलि कंपीर ॥ १६॥ 
बेयलु बंजलु बउल बड़ो, वेडस वरण विडंग। 
बासंती वीरिणि विरह, बंसियालो वण बंग ॥१७॥। 
सोसमि सिबंलि सिरसमि, सिघुवारि सिरखंड। 
सरल सार साहार सय, सागु सिगु सिणदंड ॥ १८॥ 
पल्‍लव फुलल फलुल्लसिय, रहइ ताहि वणराह। 
तहि उज्जिल तलि धम्प्रि यह, उल्लदु अंग न माह ॥ १६॥ 
कड्ब-- जिम जिम चड़ई तड़ि कड॒णि गिरनारह। 

तिम तिम ऊडई (खेह) जण भवण संसारह। 

जिम जिम से उजलु झ्रिए पालाट ए। 

तिम तिम कलिसलु सयल श्रोहट्रए। 


उपलब्ध बारहमासों में सबसे प्राचीन 'जिनधमंसूरि बारह नांवउ' श्रपश्रंश 
भाषा का है । उसके बाद कवि पाल्हण रचित नेमिनाथ बारहमासा मिलता है । पाल्हूण 
का श्राबूरास सं० १२८६ की रचना होने से इस बारहमासा का रचनाकाल भी इसी 
के आसपास होना चाहिए । 


बारहमासा वर्णन 
सावणि सधण घुडक्कइ मेहो, पावसि पत्तउ नेमि विछोहों । 
दहुर मोर लर्वाह भ्रसंगाह, दह दिह बोजु खिवह चठवाहु ॥ १ 
फोइल महुर वयणु चवए रब, विवोहउ धाह करेई। 
सावणु नेमि जिणिद विणू, भणइ कुम्रि किय-ग्मणउ जाए॥ २॥ 


यह बारहमासा १६ पद्मों का है। पहले एवं परद्रहवें पद्य में कवि का नाम श्राता 
है। उन दोनों पद्मयों को भी यहाँ उद्ध,त किया जाता है: 


प्रादि--कासमोीर सुख भंडण देवी, वाएसरि पाल्हणु पणमेवो। 
पदमावतिय चकक्‍्केसरिं नमिउं, अंबिकदेवी हुं ब्रोनवरउं ॥ 
चरिउ पयासउ नेमि जिण केरउं, कवितु गुण धम्म निवासों। 
जिम राहमइ विध्रोगु भप्नो, बारहमास प्यास रासो॥१॥ 

अंत--जो जादवकल संडण सारो, जिणि तिणि चड़ि परिहरिउ संसारो। 
कुमरि तजिय तपु लड गिरनारे, सिधि परिणउ गउ मोख दुयारे ॥ 
जणु परिमलु पाल्हणु भणए, तस्‌ पय भ्रणदिण भरत्ति करेह। 
सणवंछिठ फलु पाविजए, धुय सम सरिस्‌ वयणु फुड एहू ॥१४५॥ 


१२ राजस्थानी साहित्य 


हुणि परि भणिया बआरहमासा, पढत सुणंतहूं पूज3 प्रासा। 
रायमइ नेमिकमर बहू चरिउं, संखेविण कथि इणि पर कंहिउ। 
झंबिकदेवी सासण देवि माई, संघ सानिधु कश्मिय ससुवाई।॥१६॥ 


जिनेश्वरसूरि के शिष्य श्रावक जगड़्‌ रचित 'सम्यकत्व माई चौपाई” ६४ पद्यों 
की प्राचीन गुर्जर काव्य-संग्रह में प्रकाशित है। यह चौपाई छंद में है। इसी तरह दोहा 
छंद में रुद्रपश्लीय गच्छ के प्रभयसूरि के शिष्य पृथ्वीचन्द्र कवि ने 'मातृका प्रथमाक्षर 
दोधका' नामक ४८ दोहों की रचना 'रस विलास' के नाम से की है । प्रभयदेवसूरि 
ने सं० १२८५ में जयन्त-विजय काव्य बनाया जो निर्णयसागर प्रेस से छप चुका है। 
प्रत: रस विलास का रचनाकाल भी इसी के श्रासपास माना जा सकता है। प्रारम्भ 
झ्रौर भ्रन्त के दो-दो दोहे यहाँ दिये जा रहे हैं : 


प्रादि--श्रप्पई भ्रप्पठ बूझि कर, जो परमप्पह्ट लोणु। 
सुज्जि देव भम्हहू सरणु, भवसायर पारोणु ॥१॥ 
माई भ्रक्शर धर घरिवि वर दृहय छंदेण। 
'रस विलारस आरंभियउ, सुकवि पुहुविचंदेण ॥२॥ 

पध्न्त--रुहपल्लि गच्छह॒तिलय, प्रभयसूरि सोसेण । 
रसबिलास निष्पाइयठ, पाइय कब्वरसेण ॥४५७॥ 
पुहबिघंद कवि निम्मविय, पढि दृहा खउपन्त। 
तसु भ्णुसार्रिहि ववहराहि, पसरइ कित्ति बन ॥५५॥ 


जिनपतिसूरिजी के शिष्य वीरप्रभ का समय तेरहबवीं शताब्दी का उत्तराद्ध है। 
उनका रचित “चन्द्रप्रम कलश' प्राप्त हुआ है । उपयुक्त कई रचनाझों की भाँति इसकी 
भाषा भी भ्रपञ्रंश-प्रधान है। इसमें भाटठवे तीर्थंकर चन्द्रप्रभ के जन्माभिषेक का वर्णन 
है। बीच के तीन पद्च यहाँ दिये जा रहे हैं : 


चार संदार मालाहि पहु भ्रच्चए, धूर्णाह कप्पूर हरि चंदणह्‌ चच्चए। 
सिद्ध गंघव्ध गायंति कित्तर बरा, रंभ पमुहाउ नच्चंति तहि भ्रच्छरा ॥१३॥ 

केवि उपफर्लाह गयणयलि हुल्लफ्फला, केवि हरिसेण गंज्जति जिम 

वयगला । 

भ्रट्‌ठ मंगलल कियि लिह॒हि कियि चामरा, पहु उभय पासि ढालंति 
तित्यामरा ॥ १४॥ 

संख बहु संख पहु पडह झललरि महा, ढक्‍क टंबवक बुक्का हुडुक्का तहा । 
ताल कंसाल महल तिलिम काहला, केवि वायति कह हरिस कोलाहला ॥१५॥ 


तेरहवीं शताब्दी की कतिपय रचनाप्रों का विवरण ऊपर दिया गया है। इनमें 
कुछ की भाषा प्रपश्रंश ही है, कुछ प्रपश्रं श-प्रभावित राजस्थानी और कुछ बोलचाल की 
राजस्थानी की रचनायें हैं। रचनाएँ विविध प्रकार की हैं। भपश्रंश ते उनकी परम्परा 


अंपशंध और श्राद्िकालीन राजस्थानी साहित्य ॥ 


जा मिलती है भौर परवर्ती रचनाप्रों पर तो इनका प्रभाव होना स्वाभाविक ही है। कुछ 
रचनाएँ राजस्थान में, तो कुछ गुजरात में रची गई हैं। पर दोनों स्थानों में रबी गई 
कृतियों में भाषा का कुछ भ्न्‍्तर नहीं है | चार पद्यों की छोटी-सी रचना से लेकर २०४ 
पद्यों तक को रचनाएँ इनमें हैं। कुछ रास हैं तो कुछ चौपाई, धवल, गीत, मातृकाक्षर, 
बावनी, जन्माभिषेक, कलश, बोली पभ्ादि विविध नामों वाली रचनाएँ इस समय की 
प्राप्त हैं। कुछ रचनाएँ श्रौर भी मिली हैं पर उनका समय निश्चित नहीं किया जा 
सकता है। ये सभी रचनाएं इ्वेताम्बर संप्रदाय के कवियों की हैं। दिगम्बर संप्रदाय में 
भी इस समय (ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी ) तक भ्रपञ्रंश में काफी रचनाएँ रची गई । 
उनमें कई तो बड़े-बड़े काव्य हैं! इस काल की कोई गद्य-रचना प्राप्त नहीं हुई है । 

चौदहवीं शताब्दी में भी पूवव वर्ती रचना-प्रकारों की परम्परा बराबर चालू रही 
है। कई रास, चौपाई, मातृका, चर्चरिका भ्रादि रचनाएँ गुंफित हुई हैं, उनका यहाँ 
संक्षिप्त परिचय देते हैं । 

सं० १३०७ में भीमपलल्‍ली (मीलड़िया) के महावीर जिनालय की प्रतिष्ठा के 
समय प्रभयतिलक गणि ने २१ पद्मों का महावीर रास' बनाया। प्रतिष्ठा-महोत्सव का 
वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि मण्डलिक राजा के आदेश से श्रावक भुवनपाल ने 
महावीर जिनालय को स्वर्णमय दण्डकलश से विभूषित कर प्रतिष्ठा करवाई । यथा : 


तसु उचरि भवणु उत्तंग बर तोरणं, मंडलिय राप प्राएसि झइ धोहणं। 
साहुणा भुवणपालेण काराबवियं, जगधरह साहु कुलि कलस चाडावियं ॥६॥। 
हेमधयदण्ड कलशो तहि कारिउ, पहु जिणेसर सुगुरु पास पयठाविठ । 
विक्‍्कमें वरिस तेरह्‌इ सतरुस्तरे (१३०७), सेय वयसाह वसमभोइ सह बासरे ॥७॥। 
इह महे दिसो दिस संघ सिलिया घणा, दसण घण एहि वरिसंत जिम्ब नव घणा । 
ठाणि ठाणे पणच्चंति तरुणी जणा, कषणि रमणि नेउरा राव रंजिश्न जणा ॥८॥। 
घर घरे बद्ध नव बंदणय मालिया, उठभविय गुड्डिया बडक परिपूरिया। 
झ्रावरिण संधु सबलोबि संपूइझो, सच्छ दरिसण नगर लोगु सम्भाणिझो ॥६॥ 
रंग खिल्लंति तहि खेलया, सहुरसरि गीउ गायंति वर वालया। 
सोलगो दंड नायगु बरा हरसिश्ो, वीर भव्णण पूरिय पयन्नों हुई ॥१०॥ 


उपयु क्त भ्रभयतिलक के गुरुञआता (खरतरगच्छाचाये जिनेश्बरसूरि के द्िष्य) 
लक्ष्मीतिलक उपाध्याय बड़े भ्रच्छे विद्वान्‌ हो गए हैं, जिन्होंने सं० १३११ पालणपुर 
में १०१३० इलोक परिमित प्रत्येकबुद्धचरित्र महाकाव्य बनाया एवं सं० १३१७ 
जालोर में आावकघमंप्रकरण” वृहद्‌ वृत्ति १५१३१ इलोक परिमित बनाई । इनका 
रचित 'शांतिनाथ देव रास' नामक राजस्थानी काव्य (पद्म ६०) हमारे संग्रह की सं० 
१४६३ लिखित प्रति में है । इसमें ४४ पद्मयों तक सोलहदबें तीर्थंकर शान्तिनाथ का 
चरित्र॒संक्षेप में दिया है। इपके बाद खेड़नगर में उद्धरण कारित शांति जिनालय की 
प्रतिष्ठा सं० १२५८ में जिनपतिसूरि जी ने की भौर संवत्‌ १३१३ में जालौर में उदय- 
सिंह के राज्य में शांतिनाथ जिनालय की प्रतिष्ठा जिनेद्वरसूरि ने की, उसका 


ध४ं शाजस्थानी साहित्य 


ऐतिहासिक उल्लेख है। इस रास की रचना सं० १३१३ के भास-पास ही हुई है। यह 
रास संभवत: जालौर के शांतिनाथ जिनालय में खेला भी गया था। दोनों प्रतिष्ठापों 
सम्बन्धी ऐतिहासिक पद्य और भ्रन्तिम तीन-चार पद्म नीचे दिये जा रहे हैं: 
तसु पडिस गुरु महिस निपडिस रूवबा (१)। 
सांपटिंह._ नंदणिण. उद्धरणि कारिया। 
खेड़ि जिणवयसूरि पासि पय्ठाविया, 
तहिजि परिदिवर्सि सवि उच्छवा संगया ॥४४॥ 
विक्कमे वच्छरे बारहटठाबने (१२४८): 
महु॒ बहुल पंचमी दिवस करि सोबने। 
सोभनवेव. राय. कारिय पयदठाबिही, 
भ्रप्पणा मज्यि होऊण गुरु महानिही ॥४६॥ 
धम्म पुर नष्ट पुर किनु गोयह पुर, 
किन रासाण पुरु किनु चच्चर पुर। 
कि नु विहि संघ पुरु किनु दाणह्‌ पुर, 
तहि. महे.. संकियं एम खेडप्पुर ॥४७। 
जालउरि. उदयर्सिह रज्जि सोवनगिरि, 
उबरिसो संति ठाविड जिर्णसरसूरि। 
पवर पासाय.. मज्मसि संबच्छरे, 
फरगुणसिय चउत्यि तेरहद तेरुत्ते (१३१३) ॥४८॥ 
जे संतोसर बारि परि नच्चहि गायहि विविह परि । 
ताह होठ सबिवार खेला खेलों खेम कूसल ॥५७॥ 
एहू रासु जे दिति खेला खेली झइ कुसल | 
बंभसंति तह संति, मेघनादुबि खेतल करउ ॥५८॥ 
एहु रासु बहु भासु लच्छितिलय गणि निम्मयठ । 
ते लहंति सिय वासु जे नियम्णि अलदि वियहि ॥५६॥ 
महि कामिणी रवि इंदू कुंडल जुयलिण जास हुई । 
ताम संति जिणचंद्र, भनुद्उ रासुवि चिरु जयउ ॥६०॥। 


राजस्थान में खरतरगच्छ का प्रभाव ग्यारहवीं शताब्दी से ही उत्तरोत्तर बढ़ता 
चला गया और तपागच्छ का प्रभाव चौदहवीं शताब्दी से गुजरात में । बारहवीं से तेरहवीं 
तक झ्ौर भी कई गच्छों का प्रभाव राजस्थान में अच्छा था। कई आचाये राजमान्य 
थे। उनमें से 'धर्सूरि' शाकंभरी के चौहान राजाभों से सम्मानित हुए हैं। उनसे 
सम्बन्धित कई रचनाप्रों का विवरण पाठण जैन भंडार सूची में छपा है। धर्मसूरि के 
शिष्य आणंदसूरि भ्रौर उनके शिष्य श्रमरप्रभसूरि रचित द्वादश भाषा (ढाल) निबद्ध 
तीरथेमाल स्तवन नामक ३६ पद्यों का एक स्तवन मिला है जो १३२३ में रचा गया। 
उसमें पहले ३ ढालों तक तो शाश्वत जिनालयों का विवरण है, चौथी से सातवीं ढाल 


पपभ्रंक्ष और झ्ादिकालीन राजस्थानी साहित्य ५५ 


तक में प्रनेक जैन तीर्थ-स्थानों के नाम दिए हैं। फिर झौर भी जहाँ कहीं जैन मन्दिर 
हों, ३ भवन के जिनालयों को नमस्कार करके दसवीं ढाल में कवि ने अपनी गुरु-परम्परा 
झोौर रचना-समय का उल्लेख किया है। जैन तोर्थो-सम्बन्धी चैत्य-परिपाटी झौर तीर्थ- 
मालाप्रों का निर्माण चौदहवीं झताब्दी से भ्रधिक होने लगता है। प्राकृत, संस्कृत में 
तीर्थों-सम्बन्धी स्तोत्र कल्प भ्रादि मिलते ही हैं, पर राजस्थानी भाषाझ्रों में चौदहवीं 
शताब्दी में तीर्थभालाओं झौर चैत्य-परिपाटियों की परम्परा प्रारम्भ होकर क्रमशः 
उसकी रचनाओं की संख्या बढ़ती ही गई है। यहाँ प्रस्तुत तीर्थमाला के भ्रन्तिम ४ पद्य 
वियेजा रहे हैं : 
दसमो भाषा--- नवि मागउं सुर रिद्धि, सुरनर खयर रज्जु नवि। 

एक तुम्ह पय सेव, मागठं सामिय भविहिं भवि ॥३३॥।॥ 

सायंभरि नरराय, पणय पाय धम्मसरि गुरो। 

तसु पटि उदयगिरिंद, श्राणंदसूरि गुरु दिवसयरों ॥३४॥ 

झमरप्रभसूरि नामु, तासु सीसि संच रयउ। 

तेरह तेबीसमि (१३२३) सिरि चंदुज्जवल जसु दियग्रो ॥३४५॥ 
एकादशी भाषा--सिवसिरि सणिमाला वच्नचिया तित्यमाला, 

ववेगयभवजाला कित्ति कित्ती विसाला । 

सिवसुहफलरक्स॑ बदेइ तत्त परव्, 

निहणउ भव-दुबखं बंछियं होड सुब्स ॥३६।॥। 


इसी तरह बारह भाषा या ढालों में 'समरा रास” रचा गया है, जिसका 
परिचय भ्रागे दिया जायेगा । संवत्‌ १३३२ में खरतरगच्छ के जिनप्रबोधसूरिजी ने 
मुनि राजतिलक को वाचनाचार्थ पद दिया था। उनका रचित झालिभद्र रास ३५ 
पद्यों का प्राप्त हुआ है। इसमें राजग्रह के समृद्धिशाली सेठ श्ञालिभद्र का चरित्र वर्णित 
है। शालिभद्र जंसा जबरदस्त भोगी था, वैसा ही योगी भी बना । उसने भगवान महा- 
वीर के पास दीक्षा ग्रहण कर कठोर तप किया । “ज॑नयुग', वर्ष २, पृष्ठ ३७० में यह 
रास प्रकाशित हो चुका है। श्रादि-ग्रन्त के ३ पद्म यहाँ उद्धुत किए जाते हैं : 
झावि--थंभणपुरि पहु पास-नाह, पणमेविणु भत्तिण, 
सयल समीहिश्न रिद्धि विद्धि सिज्ञइ जसु सत्तिण। 
हउं पभणिसि सिरि सालिभद सुणि-तिलयह रास, 
भंब्िय निसुणिहु जे तुम्ह हुई सिवपुरि बासू ॥१॥ 
प्रंत--राजतिलक गणि संथुणईं, वीरजिणेंसर ग्रोयम गणिहरु। 
सालिभद्द तहि घन्‍नउ सुणिवरु, सयल संघ दुरियइ हरउं ॥ ३४॥॥ 
सालिभद्द मुणिवर रासू, जे निय उल्लास खेलादित्ती । 
तसि सासणदेवी, जणयउ सिब सत्तो ॥ ३५॥॥ 


सं० १३३१ में जिनेश्व रसूरिजी का स्वगंवास हुआ । उनके दीक्षा प्रसंग का बड़ा 


५६ राजस्थानी साहित्य 


ही सुन्दर वर्णन कवि सोमर्मूति ने 'जिनेद्व रसूरि संयम श्री विवाह वर्णन रास में किया 
है। ३३ पद्मों का यह रास हमारे ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रह में प्रकाशित हो चुका 
है! दीक्षा को संयमश्री नाम देकर उसके साथ जिनेश्व रसूरिजी के विवाह का भाध्यात्मिक 
रहूपक उद्भावित करके कवि अम्बड कुमार (जिनेश्वरसूरि का बाल्यावस्था का नाम ) 
द्वारा माता को कहलाता है कि मैं सयमभ्री के साथ पाणिग्रहण करूँगा । माँ, मेरा 
बिवाह उसी के साथ करवाओ्ो । फिर बरात प्रस्थान करती है भौर खेड़नगर में जाकर 
दीक्षा रूपी विवाह होता है। कवि ने उसका वर्णन इस प्रकार किया है : 


विवाह-रूपक 
अंबडु पभणइ माह सुणि, परिणिसु संजस लकच्छि। 
इवकुजुए पुहषिहि सलहियइ, जायउ, लखसिणि क्च्छि।। १५ ॥ 
झभिनव ए चालिय जानउत्र, 'प्ंबड' तणइ बीवाहि। 
भ्रप्पुण ए धम्मह चक्‍कबह, हुयउ जानहू माहि॥ १६॥ 
श्रावहि भ्रावहि रंगभारि, पंच महव्वय राय। 
गायहि गायहि महुर सरि, प्रटुठय पवयण माय ॥ १७ ॥ 
भठार सहतह रहबरह, जोत्रिय तहि सोलंग । 
भालहि चालहि खंति सुह, वेगिहि चंग त्रंग॥ १८॥ 
कारद कारइ नेसिचंदु भंडारिउ उच्छाहु । 
वाघइ वाघइ जान देखि, लखसिणि हरल श्रबाहु ॥ १६ ॥ 
कुसलिहि खेमिहि जानउन्र पहुतिय “'खेड” सज्झारि, 
उच्छव हूयठ अद पवरो, नाचह फरफर नारि ॥ २० ॥ 
जिणवह सूरिण मृणि पवरो, देसण श्रमिय रसेण। 
कारिय जीमणवार तहिं, जानइ हरिस भरेण ॥ २१॥ 
संति जिणेसर वर भुर्याण, सांडिउ नंदि सुबेहि । 
वरिसहिं भविय दाण जलि, जिस गयणंगणि मेह ॥ २२॥ 
तहि झ्गयारिय नोपजह, झाणानलि पजलंति । 
तड॒ संवेगहि निम्मियड, हथलेबउ सुमुहृत्ति ॥ २३॥ 
इणि परि अ्ंबडु वर कुयर, परिणद संजम नारि। 
वाजईं नंदिय तुर घण, गूडिय घर घर बारि ॥ २४४ 


इसी सोममूर्ति कविकी रचित 'जिनप्रबोधसूरि चर्च री' तामक १६पद्मों की रचता 
मिली है। चर्च री-संज्ञक रचनाएँ थोड़ी-सी ही मिली हैं, इसमें जिनप्रबोधसूरि का 
आचार्य-पद-स्थापन का उल्लेख है। भत: यह भी सं० १३३२ के लगभग की रचना है। 
भादि-अंत का एक-एक पद्च इस प्रकार है: 
झादि--विजयठ विजय कोडि जुग, जिणप्रबोधसूरि राउ । 

विप्फुरंत बर सूरि गुण, रयण झलंकिय काउ ॥ १॥ 


प्रपश्रंश भौर भ्रादिकालीन राजस्थानी साहित्य | 


भ्ंत--जिणप्रबोधसूरि गुरु तणिय, जे चाचरि परणंति। 
'सोमपधुति' गणि इस भणइ, पुण्य लच्छि ति लहंति ॥ १६४ 


इन सोममूर्ति की 'गुरावली रेलुप्रा' और 'जिनप्रबोधसूरि बोलिका नामक १३ 
और १२ पद्यों की और रचनाएं मिली हैं । 

रत्न पिहसूरि के शिष्य विनयचन्द्रसूरि भी अच्छे बिद्वान्‌ एवं कवि थे। सं० 
१३३८ में उन्होंने 'बारहब्रत रास' ५३ पद्यों का बनाया जो 'जैनयुग' में छप चुका है। 
इनकी रचित आणंद प्रथमोपासक संधि' नामक रचना भी प्राप्त है। धर्मदास गणि के 
प्राकृत उपदेशमाला के आधार से 'उवएसमाल कहाणय छप्पय” नामक ८१ छप्पय छंदों 
की रचना प्राचीन गुर्जर काव्य-संग्रह में प्रकाशित हुई है एवं रत्नशेखरसूरि रचित 'तेमि- 
नाथ चतुष्पदिक।' प्राचीन गुजेर काव्य-संग्रह में छपी थी । उनमें नेमि राजुल के बारहमासा 
का सुन्दर वर्णन चौपाई छंद में है। ४० पद्मों का यह प्राचीन बारहमासा है, जो श्रावण से 
प्रारंभ होकर आषाढ़ मास तक में होने वाले राजुल के मनोभावों एवं प्रकृति का चित्रण 
है। श्रावण श्रौर चैत्र वर्णन का एक-एक पद्य उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है: 


आवणि सरवणि कड़य॑ मेहु गज्जइ, 

विरहिरिशिज्झद् देहु । 

घिज्जु झबबकइ रबखसि जेव नेमिह विणु सहि सहियइ केम ।। २॥ 
चेत्र भासि वणसह् पंगुरह वणिवणि कोयल टहका करइ। 
पंचबाण करि धनुष घरेवि वेझइ मांडी राजल देवि॥ २६ ॥ 


संवत्‌ १३२७ में रचित 'सप्त क्षेत्र रास' (११९ पद्यों का) प्राचीन गुजर काव्य 
संग्रह में प्रकाशित हुआ है । उसमें रचयिता का नाम स्पष्ट नहीं है । जैन धर्म में साधु- 
साध्वी, श्रावक-श्राविका, जिनमंदिर, मूति और ज्ञान--ये ७ धाभिक क्षेत्र माने जाते हैं । 
इनका वर्णव इस रास में है। जिन-पूज्रा के प्रसंग से इसमें आभूषणों, फूलों प्रादि का 
अ्रच्छा वर्णन है । उस समय जिन मन्दिर में तो ताला (तालाबद्ध) रास श्रौर 
लकुटी (डांडिया) रास खेले जाते थे, उसका भी बहुत अ्रच्छा विवरण इसमें मिलता है । 
यहाँ उसी सम्बन्ध के ३ पद्म उद्धृत किए जाते हैं: 


बइतद सहइई अमणसंघ, सावय गणवबंता। 
जोयदइ उच्छवु जिनह भुवणि, मनि हरष घरंता। 
तोछे तालारास पड़ह बहु भाट पढ़ता ॥ 
झनह लक॒टा रास जोईइ खेला नाचंता ॥ ४८ ॥ 
सबिहु सरोषा सिणगार, सबि तेवड तेवडा । 
नाचइद धासमीय रंभरे, तठ भावइ रूड़ा । 
सुललित वाणी सधुरि सादि जिण गुण गायंता । 
ताल सानू छंद गोत मेल बाजित्र वाजंता ॥ ४६॥ 


भव राजस्थानी पाहित्य 


तिबविलां झालरि भेर करड़ि कंसाला बाजई । 
पंच शब्द मंगलोक हेतु जिण भुवणईं छाजईं। 
पंच दाब्द वाजंति भाद अ्रंबर बहिरंती । 
इणपरि उच्छयचु जिण भुवणि श्री संघु करंतउ ॥ ५० ॥ 


सं० १३४१ में रचित 'स्तम्भतीय भ्रजित स्तवन' नामक २५ पद्यों का (स्तवन) 
हमारे संग्रह में है । 

सं० १३४१ में ही जिनप्रबोधसूरि के पट्टधर जिनचन्द्र सूरि स्थापित हुए । उनके 
सम्बन्ध में हेमभूषण गणि विरचित 'युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि च्चरी' नामक २१ पद्यों 
की रचना मिली है भ्ौर श्रावक लखमर्सिह ने 'जिनचन्द्रसुरि वर्णना रास” ४७ पद्यों का 
बनाया है। इसमें उक्त धूरिजी के जन्म, दीक्षा, आचायं-पदोत्सव एवं प्रतिष्ठा कराने का 
वर्णन है । भ्रन्त में कवि ने उनकी गुरु-परम्परा भी दे दी है । रास के प्रारम्भ और भ्रन्त के 
दो पद्म नीचे दिये जाते हैं : 


झ्रादि--पास जिणेंसर बोतराउ, पणमेविण.. भत्ति । 
कर जोड़वि सुयदेवि नमितवि, कारउ विज्नती । 
सरिज रइसु सुणिरायहंस, पहु जिणचंद सूरि । 
नचहु. भवियहु॒भावसार, जय कलिसलू दूरि ॥ १॥ 

ब्रन्‍्त---जगपहाण पहु जिणचंदसूरि, पयट्टउ निय पयाव जसु पूरि। 
लखमसीहु वन्‍नवइ झवधारी, भ्रम्ह हिव दुग्गइगसणु निवारि ॥४७॥ 


जिनचन्द्रसुरिजी-सम्बन्धी चतुष्पदी प्रादि श्रौर भी कई रचनाएँ मिलती हैं, पर 
उनमें रचयिता का नाम नहीं है। 'जिनचन्द्रमूरि फागू! नामक २५ पद्यों की एक रचना 
मिली है, जिसके बीच का भाग त्रुटित है। फागु काव्यों में यह सबसे पहली रचना है । 
मोदमन्दिर नामक खरतरगच्छीय कवि की “चतुविद्ञति जित चतुष्पदिका' नामक २७ 
चौपाई छंद की रचना प्राप्त है। उनकी दीक्षा सं ० १३१० में हुई थी । प्रज्ञात-नाम कवियों 
की झनेक रचनायें चौदहवीं शताब्दी की प्राप्त हुई हैं पर उनमें रचनाकाल भ्ौर कवि का 
नाम नहीं है। ऊपर जिन रचनाश्रों क। परिचय दिया गया है वे चौदहवों शती के पूर्वाद्ध 
की रचनाये हैं। भ्रब उत्तराद्ध की कतिपय रचनाश्रों का परिचय दिया जा रहा है : 

सं० १३६३ में प्रशातिलक के समय में रचित कच्छुली रास, प्राचीन-गुजेर काव्य- 
संग्रह में प्रकाशित हुआ है । यह एक ऐतिहासिक रास है । कोरंटा, जो कि जोधपुर राज्य 
में है, में इसकी रचना हुई है । 

तेर तिसठह (१३६३) रासु, कोरिटा वडि निम्सिड । 

जिणहरि दित सृणंत। मण वकछ्िय सवि पुरड॥ 


सं० १३६८ में श्रावक कवि वस्तिग रचित 'वीस विहरमाण रास्ष' 'जैनयुग-- 
भाग ५ में छप चुका है भौर संबत्‌ १३२७१ में गुणाकरसूरि-रक्षित श्रावक विधि रास! 


प्रंपश्रंश ग्रौर झ्ादिकालीन राजस्थानी साहित्य ४६ 


भी आत्मानन्द शताब्दी स्मारक ग्रंथ में छपा है । 

सं० १३७१ में ही समराशाह ने शत्रुजय तीर्थ का उद्धार किया था, उसके 
सम्बन्ध में प्रम्बदेवसूरि रचित 'समरा रास प्राचीन गुर्जर काव्य-संग्रह में प्रकाशित 
हुआ है। यह ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण है । 
संध यात्रा और वसंत-बर्णन के कुछ पद्म नीचे दिए जा रहे हैं : 


पंचमी भाषा--सादलवंसविणाशुणि बज्जए, 
गुह्रिभेरीयरवि झंबरो गज्जए । 
नवयपाटणि नवउ रंग भ्रवतारिड, 
सुषिहि देवालआ संखारी संजारिउ ॥ ६॥ 
घरि. बयसवि करि. केवि समाहिया, 
समरगणि रंजिउ बिरलठ रहियड । 


जयतु कान्हु. दुद्द संघपति चालिया, 
हरिपालो लंढुको महाधर वृढ थिया ॥७॥ 
बष्ठी भाषा--वाजिय संख  प्रसंस तादि काहिल दुड़बुड़िया 
घोड़े चड॒इ३ सल्‍लारसार राउत सींगड़िया। 
तउ देवालउ जोत्रि वेगि, घाघरिरवु शमकह । 
सम विसम नवि गणइ कोइ, नवि वारिउ थक्‍कद ॥ १॥ 
सिजवाला धर धडहडद, वाहिणि बहु वेणि । 
घरणि धडकक्‍कह रजूु ऊडए, नवि सुझद सागो । 
हय हींसइई झारसइ करह, वेगि वहुइई बइल्‍ल। 
साव किया थाहरइ पअभ्रवर नवि देह बुलल ॥२॥ 
दशमी भाषा--रितु श्रवतरियठ तहिजि वसंतो, सुरहि कुसुम परिमल प्रंतो । 
सप्तरह वाजिय विजय ठक्ष्क, सागु सेल सल्‍लह सच्छाया। 
केसूयथ कुड़य कयंब निकाया, संघ सेनु गिरिमाहुइ वहुए। 
वालीय पृछ्द तरुवर नाम, वाटइ शझ्रावइ नव नव गाम । 
नयनी झरण रमसाउलइ ॥ १॥ 


संबत्‌ १३७७ में जिनकुशलसूरि का पट्टाभिषेक हुआ । उसका वर्णन धर्मकलश 
मुनि ने ३८ पद्यों में किया है। यह जिनकुशलसूरि पट्टाभिषेक रास हमारे सम्पादित 
ऐतिहासिक जैन काव्य-पंग्रह में प्रकाशित हो चुका है। प्राचार्य पद महोत्सव का वर्णन 
करते हुए कवि कहता है; 

घरि घरि ए मंगलचार, पुम्न कलस घरि धरि ठविय । 

चघरि घरि ए वंदरवाल, घरि घरि गूड़ो अभविय ॥ २६ ॥। 

बज्जिय ए तूर गभीर, अंबरि वहिरिउ पड़िरवण । 

नार्चाहु ए प्रबलिय बाल, रंजिय सुर घबला रबेंहि ॥ २७॥ 


६० राजस्थानी साहित्य 


भ्रणहिलि ए पूर मंझारि, नर नारी जोवण मिलिय । 

किसउ सु तेजड साहु, जसु एबडड उरछव रलिय ॥ २८॥। 
घात--घधबल. मंगल. घवल मंगल. कलयलारवे 

वज्जत घण तुूर वर, महुर सद्दि नच्चइ पुरंधिय। 

वस॒धारहि वरसंति नर, केवि मेहु जेम मनहि रंजिय। 

ठामि ठामि कललोल क्षुणि, महा महोछवु सोय | 

लुगपहाण पय संठवर्णि, पूरिय मग्गण लोय ॥ ३१॥ 


इसी समय में जिनप्रभसूरि नामक खरतरगच्छ के एक बहुत बड़े विद्वान शासन 
प्रभावक आ्राचायें हो गये हैं, जो सं० १३५४ में मुहम्मद तुगलक बादशाह से दिल्‍ली में 
मिले थे और वह इनकी विद्वत्ता से बड़ा प्रभावित हुआ्ना था। इन आचाय॑ंश्री की रचित 
पद्मावती चौपाई ३७ पद्यों की प्राप्त है, जो भरव पद्मावती कल्प नामक ग्रन्थ के 
परिशिष्ट नं० १० में प्रकाशित हो चुको है । चौपाई छंद में पद्मावती देवी की स्तृति 
की गई है। पद्मावती देवी का माहात्म्य-बर्णन करते हुए कवि कहते हैं : 


बंच नारि तुह पय ज्ञावंति, सुर कुमरोबस पुत्त लहंति । 
निदू नंदण जणइ चिराउ, बृहव पावइ वलल्‍्लह रा .३३॥ 
चितिय फल चितामणि मंति, तुज्स पसाई फलइ नियमन्तु । 
तुम्म श्रणुग्गह नर पिक्लेघि, सिज्झमह सोलह विज्जञाएवि॥३४।॥ 
रूप-कंति-सोहग्ग-निहाण, लनिव पुइयपय प्रमिलियमाण | 
कबि - बाईसर हुंति ते धण्ण, जाहूं पउमि ! तु होहि पसण्ण ॥३५॥। 
तुह गण भ्रन्त न केणवि मुणिय, तहथि तुज्झ मई गुणलव थणिय । 
श्राण ज्ु पालइ जिणसिघसू रि, तोथं संघ मणवंछिय पूरि ॥३६॥ 
पउमावई चउपई पढंत, होइ पुरिस तिहुयणसिरिकन्त । 
रम्स भणइ तनिय जस फप्पूरि, सूरदोीय भवण जिणप्पहसूरि ॥३७॥ 


जिनप्रभसूरिजी ने प्राकृत तथा संस्कृत में तो अनेक ग्रन्थ बनाए ही हैं, पर कुछ 
फुटकर गीत, पद, स्तवन भ्रपश्रंश और राजस्थानी में भी बनाए हैं। सं० १४२४ के आ्ास- 
पास की लिखी हुई जिस संग्रह प्रति का पहले उल्लेख किया गया है उसमें जिनप्रभसूरि 
जी के तीर्थयात्रा का स्तवन भ्रौर फुटकर गीत मिले हैं। साथ ही जिनप्रभसूरिजी के 
सम्बन्ध के भी ३े गीत मिले थे जो हमते ऐतिहासिक ज॑त काव्य-संग्रह में प्रकाशित कर 
दिए हैं | इनके पट्ट पर जिनदेवसूरि स्थापित हुए । उनका भी एक गीत उनके साथ ही 
छप गया है। इस संग्रह प्रति में और भी अनेक महत्त्वपूर्ण रचनायें कुछ पूर्ण और कुछ 
श्रपूर्ण प्राप्त हुई हैं। कवि छल्हु की क्षेत्रपाल द्विपदिका', 'पहाड़िया राग', 'प्राभातिक 
नामावलि' श्रादि ऐसी ही रचनायें हैं। 

जिनकुशलसूरिजी के पट्ट पर जिनपद्मसूरिजी की पदस्थापना सं० १३९० में 
हुई है। उनका पट्टाभिषेक रास कवि सारमूर्ति ने २६ पद्मों का बनाया जो हमारे 


अपभ्रंश और प्रादिकालीन राजस्थानी साहित्य ६१ 


ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रह में छप चुका है, इन जिनपड्मसूरिजी कृत 'सिरि घूलिभद 
फागु' २७ पद्मों की एक सुन्दर रचना है । वर्षा-वर्णन-सम्बन्धी निम्न पद्म द्रष्टव्य है: 


घझिरिमिरि झिरिमिरि झिरिमिरि ए मेहा वरसंति। 
खलहल खलहल खलहल ए वाहला बाहूंति। 
झबझब शबसझव झबसब ए वोजुलिय झबकइह। 
थरथर थरथर यरथर ए, विरहिणि मरएु कंपइ ॥६॥। 


प्राचीन काव्यों का एक विशिष्ट संग्रह “प्राचीन फागु संग्रह' के नाम से महाराजा 
सयाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा से छप चुका है। इसमें चोदहवीं शताब्दी से भ्रठारहवीं 
हाताब्दी तक के ३५ फागु काव्य हैं। इनके अतिरिक्त मुके भ्ौर भी फागु भ्रादि काव्य मिले 
हैं जिनका विवरण फिर कभी प्रकाशित किया जायगा । 

घवल, उत्साह को प्रकट करने वाला एक मांगलिक गीत विशेष है। सं० १२७७ 
में रचित 'जिनपतिसूरि घबल गीत' से ऐसे 'घवल” का5ग्रों की परम्परा चालू होती है, 
जो सत्रहवीं शताब्दी तक चलती है । उनका परिचय मैं “विहार थियेटर में प्रकाशित 
'धवल संज्ञक जैन रचनाएँ नामक लेख में दे चुका हूँ। 

रेलुआ संज्ञक कुछ रचनायें चौदहवीं शताब्दी की ही मिली हैं। यह परम्परा प्रागे 
नहीं चली । प्राप्त रचनाग्नों का परिचय जैन-सत्यप्रकाश में दिया जा चुका है। मातृ" 
काक्षर क्रम से रचे पद्यों की परम्परा बावनी' के नाम से तेरहवीं शती से ही प्रारम्भ 
होकर उन्नीसवीं शताब्दी तक चलती रही है। चौदहवीं शताब्दी में रचित 'प्रंबिकादेबी 
पूर्व भव वर्णन तलहरा' नामक ३० पद्यों की रचना 'हिन्दी अनुशी लन' में मैंने प्रकाशित 
की है। 'तलहरा' नाम की यह एक ही रचना मिली है । राजस्थानी भाषा के जैन रचना- 
प्रकारों के सम्बन्ध में मेरा लेख नागरी प्रचारणी पत्रिका में द्रष्टव्य है। 

संवत्‌ १२२५ से १४०० तक की राजस्थानी रचनाश्रों का संक्षिप्त विवरण भ्रागे 
दिया गया है। ये रचनायें घोर, रास, चौपाई, बारहमास, बिलास, कलस, जन्माभिषेक, 
बोलो, मातृका, गीत, चर्च री, विवाहला, सन्धि, फागु, छप्पय, धन्द्रायणा, तलहरा, पटा- 
भमिषेक रास, काक, गुर्व्वावली, रेल्हुआ, घवलगीत, वर्णना रास झ्रादि विविष्ठ नामों 
वाली हैं । इनका विविध दृष्टियों से विशेष महत्त्व है। कई रचनाएँ ऐतिहासिक हैं, कई 
तीर्थो-सम्बन्धी, उनका ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्त्व है। तत्कालीन समाज प्लौर 
संस्कृति पर भी कई रचनाप्रों द्वारा अच्छा प्रकाश पड़ता है। कई रचनाओं में ऐति- 
हासिक घटवाग्रों का उल्लेखनीय विवरण है । भ्राबुरास, गिरनार रास में स॒प्रसिद्ध गुज- 
रात के मंत्रीश्वर वस्तुवाल तेजपाल द्वारा कारित मन्दिरों-प्रतिष्ठाओं श्रौर तीर्थयात्रा 
का वर्णन है। इसी तरह समरारास में शत्रृंजय तीथथ के उद्धार का महत्त्वपर्ण विवरण 
है। रास्ते के ग्राम-तगरादि का उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण है। जिनपतिसूरि, जिनेश्व रसूरि, 
जिनप्रत्रोवसू रि, जितचन्द्रयूरि, जिनकुशलसूरि, जिनपद्मसूरि, जिनप्रभसूरि श्रादि 
आ्राचार्यों के चरित्र में दीक्ष, पट्टठामिषेक भ्रादि का सुन्दर वर्णन है । दीक्षा सुन्दरी के साथ 
विवाह करने का रूपक बहुत ही सुन्दर बाँवा गया है। शान्तिनाथ रास श्र महावीर 


इ२ राजस्थानी साहित्य 


रास में खेडनगर व जालौर के जिनालयों की प्रतिष्ठा का उल्लेख है । वे मन्दिर किसके 
ढ्वारा बनाए गए ? कब किस आ॥राचार्य ते प्रतिष्ठा की ? इत ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण 
किया गया है। तीर्थमाला झौर चैत्य-परिपाटियों में उस समय के प्रसिद्ध जैन तीथों झ्रौर 
मन्दिरों के नाम प्राप्त होते हैं। कच्छूली रास में एक गच्छ की झाचाये परम्परा का 
इतिवृत्त है । 

चरितकाव्यों में तीर्थकरों, चक्रवत्तियों, महापुरुषों, विशिष्ट श्राचायों का जीवन- 
चरित्र दिया गया है। सुभद्रा भर मयणरेहा रास सती-साध्वी स्त्रियों की जीवन-घटनाप्रों 
पर प्रकाश डालते हैं। पद्मावतीदेवी धर क्षेत्रपाल सम्बन्धी रचनायें उस समय के जैन 
मान्य देवी-देवताश्रों की जानकारी देती हैं । 

कई रचनायें श्रौपदेशिक या शिक्षाप्रद हैं, उनसे पाप परिहार भौर घमाचरण 
की सुन्दर प्रेरणा मिलती है। उस समय रास ज॑न मन्दिरों में किस प्रकार खेले जाते थे, 
इसका उल्लेखनीय विवरण सप्त क्षेत्र रास में मिलता है। विवाहला, दीक्षा-विवाह वर्णन 
में उस समय की बवाहिक रीतियों-उत्सवों की कॉँकी मिल जाती है। फागु भौर बारह- 
मासादि काव्यों में प्रकृतिक वर्णन और नारी-सौन्दर्य-वर्णत किया गया है। भरतेश्वर 
बाहुबली रास में युद्ध का वर्णन वीर-रसात्मक है । 

कई रचनाओं में राजाशों का भी उल्लेख है जिनका जेनाचार्यों से सम्बन्ध रहा 
है। श्राचाय जिनप्रभसूरिजी ने मुहम्मद तुगलक की सभा में सम्मान प्राप्त किया था । 
उनके सम्राट से मिलने का महत्त्वपूर्ण उल्लेख जिनश्रभसूरि गीत में मिलता है। इस तरह 
प्रनेक दृष्टियों से पूर्व -बवरणित रचनाश्रों का महत्त्व स्वयंसिद्ध है । 


5 
मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य 


सरस्वती-वंदना 


झगम ग्रागम प्ररथ उतारे उर सतो, वयण पश्र॒मृत तिके रयण ज्यूं वरसती । 
हुआई हाजर सदा हेतु भरा हरसती, सेविज देवि ज॑ सरसती सरसतो ॥१॥ 
विद्या दे सेवकां विनो बाधारतो, श्रड़बड्यां सॉकड़ी बार श्याधारती । 
इंद नरिद जसु उतारे श्रारती, भण्णां तुप्त ने नमो भारती भारती ॥२॥ 
बेलि विद्या तणो वधारण वारदा, हुप्रा प्रसन्न सहु पामिज हारदा । 
प्रसिद्ध सकल कला नोरनिधि पारदा, शुद्धचित्त सेव नित सारदा सारदा॥ ३॥ 
प्रधिक धर ध्यात नर झ्गर उखेबता, व्यास वाल्मीक कालीदास गुण बेबता। 
सुबद्धि श्री घमंधो महाकवि सेवता, दोयद सह सिद्धि श्रुतदेवता देवता।॥४॥ 


(जन कवि धर्मंवद्धन कृत सरस्वती-स्तुति ) 


जैसा कि पहले कहा गया है, राजस्थानी साहित्य का निर्माण तेरहवीं शताब्दी 
से माना जाता है। तब से लेकर चौदहवीं शताब्दी तक की जितनी भी राजस्थानी रच- 
नाएँ प्राप्त हैं वे सभी जन कवियों द्वारा रचित हैं। इसलिए इससे पहले के भाषण में 
संवत्‌ १४०० तक की रचनाप्रों का ही उदाहरण सहित विवरण दिया है । पन्द्रहवीं शताब्दी 
से प्राचीन गुजराती या राजध्थानी की जनेतर रचनाएँ भी मिलने लगती हैं। कवि प्रासायत 
की हंपावली, लोककथा को लेकर लिखा हुमा प्रथम ज॑नेतर भाषा-काव्य है जिसको 
रचना सं० १४०७ के आसपास की है। इसके बाद भीम कवि की सदयवत्स-प्रबन्ध 
प्रादि अ्रन्य जैनेतर रचना श्रों की श्रृंखला प्रारम्भ हो जाती है। चारण कवि की स्वतन्त्र 
राजस्थानी रचना प्रचलदास खीची की बचनिका गद्य-पद्म मिश्रित पहली राजस्थानी 
कृति है। इसमें गागरोनगढ़ के श्रचलदास खीची श्रौर मालवा के सुलतान झालमशाह 
के युद्ध का वर्णन है। चारण कवि शिवदास ने संवत्‌ १४७२ के भासपास इसे बनाया । 
सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टोट्यूट, बीकानेर से यह महत्त्वपूर्ण कृति प्रकाशित हो चुकी 
है। इस प्रकार पनद्रहवीं शताब्दी में राजस्थानी साहित्य का एक नया मोड़ श्राया। 
गुजराती भ्रौर राजस्थानी की कुछ पृथक्ता भी इसी समय से परिलक्षित होने लगती 
है। लोककथाओं-सम्बन्धी काव्यों की रचना भी राजस्थानी व गुजराती में इसी समय 
प्रारम्भ हुई । 


द्ड ह राजस्थानी साहित्य 


जहाँ तक राजस्थानों जैन रचनाओं का सम्बन्ध है, पर्द्रहवीं शताब्दी के पहले 
छोटी-छोटी रचनाएं ही प्रधिक रची जाती रहीं, पर पन्द्रहवीं शताब्दी में कुछ बड़े रास भी 
रचे गए हैं। भ्रागे चलकर तो रासों का पद्य-परिमाण बढ़ता ही गया। दूसरा भ्रन्तर 
यह भी झाया कि चौदहवीं शताब्दी तक की रचनाओों में प्रपञ्नंश का जो प्रभाव रहा है 
वह भी पर्द्रहवीं शताब्दी से कम होने लगा है। साहित्य की कई नई विधाएँ भी पनद्रहवीं 
शताब्दी से प्रारम्भ होती हैं । 

पद्रहवीं शताब्दी के उल्लेखनीय जैन कवियों झ्ौर उनको रचनाश्रों का संक्षिप्त 
विवरण यहाँ दिया जा रहा है । 

मलधारी राजशेखरसूरि-रचित नेमिनाथ फागु संवत्‌ १४०४ के आसपास की 
रचना है । संवत्‌ १४०६ में मेवाड़ के प्राघाट नगर-स्थित पाइवेनाथ जिनालय में हल- 
राज कवि ने स्थुलिभद्र फाग की रचना की । तदनन्तर संवत्‌ १४१० में शालिभद्रसूरि 
ने पाँव पांडव रास! और विराट पर्व की रचना की। पाण्डवों के सम्बन्ध में जंन कवि 
की राजस्थानी भाषा में यह प्रथम रचना है। 

संबत्‌ १४१२ में उपाध्याय विनयप्रभ ने गौतमस्वामी रास बनाया श्रौर यह बहुत 
प्रसिद्ध हुआ। मुनि ज्ञानकलश ने जिनोदयसूरि पट्टा मिषेक रास शौर श्रावक कवि विद्वणु 
ने 'ज्ञानपंचमी चोपाई' बनाई। 

जिनोदयसूरि के शिष्य मेरुनंदन पन्द्रहवीं शती के उल्लेखनीय कवि हैं, जिनके 
रचित “जिनोदयसूरि गच्छनायक वीवाहला', “'जीरावला पाश्व॑ंनाथ फागरु' प्रकाशित हो 
चुके हैं। इस शताब्दी के दो उल्लेखनीय कवि जयशेखरसरि श्रौर ही रानन्दसूरि हैं, 
जिनकी रचनाएँ परिमाण में बड़ी और भिन्न शैली की हैं। जयशेखरसूरि का 'त्रिभुवन- 
दोपक प्रबन्ध! एक रूपक काउ्य है । ४४८ पद्चयों की यह उत्तम रचना है। दूसरे उल्लेख- 
नीय कवि हीरानन्दसूर महाराणा कुंभा के सम्मानित गुरु थे। इन्होंने 'विद्याविलास 
पवाड़ा' सं० १४८४ में बनाया । 'पवाड़ा' संज्ञक लोककथा-सम्बन्धी राजस्थानी का यह 
पहला काव्य है। होरानन्दसूरि की अन्य रचनाएं भी प्राप्त हैं। 'तिभुवन्दीपक प्रबन्ध! 
झौर 'विद्याविलास पवाड़ा' भ्रहमदाबाद व बड़ौदा से छप चुके हैं 

सोलहवीं शताब्दी में भी कई श्रच्छे राजस्थानी ज॑न कवि हो गए हैं। सं० १५०४५ 
में कवि संघकलश ने सम्यक्त्व रास बनाया, जिसमें केवल नवकोटि मारवाड़ के तल- 
वाड़ापुर में रचे जाने का उल्लेख है | संवत्‌ १५१२ में ऋषिवद्ध नसूरि ने चित्तौड़ में नल- 
दम्यन्ती रास बनाया। यह रोमन लिपि में पाइचांत्य देशों से भी प्रकाशित है। उपकेश 
गच्छीय कवि मतिशेख र, सहजसुन्दर भी अच्छे कवि ये। इस गरच्छ के वाचक विनय- 
समुद्र ने श्रतेक रास, चोपाई, सन्धि श्रादि की रचना की, जिनमें विक्रम पंचदण्ड चौपाई 
श्रौर पद्मचरित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सम्राट्‌ विक्रम की लोककथाझं ने जैन 
कवियों को बहुत आकर्षित किया झ्ौर उनकी रचित संस्कृत एवं राजस्थानी की लगभग 
५० रचनाएँ विक्रम-सम्बन्धी प्राप्त हैं। पंचदण्ड की कथा-सम्बन्धी राजस्थानी काव्य 
सबप्रथम विनयसमुद्र ने बताया। उनके पद्मचरित्र भें जेन रामायण की कथा है। 
यद्यपि इससे पहले दिग्रम्बर कवि जिनदास ने राजस्थानी-गुजराती में सबंप्रथम राम- 


मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य ६२. 


काव्य लिखा था, इवेताम्बर राजस्थानी कवियों में रामकाव्य के प्रथम लेखक विनय- 
समुद्र हो हैं। 

सत्रहवीं-प्रठा रहवीं शताब्दी में झताधिक राजस्थानी जैन कवि हो गए हैं, 
इसलिए उनमें से बिशिष्ट कवियों का ही यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। 

कवि कुशललाभ ने ढोलामारू के प्राचोन दोहों को सम्मिलित करते हुए ढोला- 
मारू चौपाई नामक रचना जैसलमेर के राजकुमार हरराज के कौतूहलार्थ संवत्‌ १६१६ 
में बनाई । इसी प्रकार उन्होंने माधवानल-क्रामकंदला की प्रेमकथा की चौपाई भी रची 
है । इन दोनों कथापग्रों से जैनधर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रसिद्ध लोककथाश्रों को 
ही कुशललाभ ने अपनाया है। तीसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'विगल-शिरोमणि' हरराज के 
नाम से बनाया, यह राजस्थानी भाषा का पहला छन्‍्द-प्रन्थ है। इसमें उदाहरण के रूप 
में राम-क्था का उपयोग किया गया है। ये तीनों ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। दुर्गा-सत- 
साई आदि कवि की भ्रन्य रचनाएँ हैं। 

कवि ही रकलश बीकानेर और नागोर क्षेत्र में श्रधिक रहे हैं। उनकी रचन्रों 
में 'ही रकलश' नामक ज्योतिष ग्रन्थ झपने विषय की महत्त्वपूर्ण कृति है । ग्रापके कई रास, 
चौपाई भ्रादि फुटकर रचनाएँ भी प्राप्त हैं जिनमें से सिहासनबत्तीसी, संवत्‌ १६३६ 
मेड़ता में रची गई है। इनके शिष्य हेमानन्द ने वेताल पच्ची सी और भोजचरित चौपाई 
श्रादि ग्रन्थ बनाए । ये तीनों लोककथाग्रों पर ही श्राधारित हैं । 

कवि हेमरत्त ने महाराणा प्रताप के मंत्री भामासाह के भाई ताराचन्द के श्रादेश 
से गोरा-बादल चौपाई नामक पद्मिनी-सम्बन्धी रचना सं० १६४४ सादड़ी में की । 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से यह प्रकाशित हुई है। सीता चरित्र श्रादि कवि की 
प्रन्य भी कई रचनाएं हैं । 

कवि सारंग ने संस्कृत के महाकवि विल्हण को प्रेमकथा और भोजप्रबन्ध चौपाई 
तामक रचनाएं कीं। भोज चौपाई का परिचय राजस्थान भारती में प्रकाशित है। 

सत्रहवीं शताब्दी के राजस्थानी करब्रियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय कवि मालदेव 

और महोपाध्याय समयसुन्दरगणि हैं। मालदेव को २० रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनका 
विवरण 'शोध पत्रिका व सप्त पसिन्धु! में प्रकाशित किया जा चुका है। कवि की विशेष 
प्रसिद्ध रचना 'पुरन्दर चौपाई” मरु-भारती में प्रकाशित कर दी गई है। भ्रन्य कई रासों 
के कथासार भी प्रकाशित किए जा चुके हैं। कवि मालदेव उच्चकोटि के कवि थे, उनकी 
रचनाओं में बहुत-से सुभाषितों का प्रयोग हुआ है और कई सुभाषित तो उन्होंने स्वयं 
बनाए हैं। इनकी भाषा में हिन्दी का प्रभाव विद्येषप रूप से उल्लेखनीय है । 

महो० समयसुन्दर का सक्षिप्त परिचय दूसरे भाषण में दिया जा चुका है। 
उनकी संस्क्तत, राजस्थानी, हिन्दी भाषा की ५६३ लघु रचनाश्रों का संग्रह समयसुन्दर 
कृति कुसुमांजली के नाम से हमने प्रकाशित किया है। राजस्थानी भाषा की बड़ी 
रचना सीताराम चौपाई” भर 'समयसुन्दर रास पंचक' भी सादूल राजस्थानी रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट से प्रकाशित हो चुके हैं। 

सुकवि जिनराजसूरि का शालिभद्ररास सर्वाधिक प्रसिद्ध राजस्थानी काव्य 


६६ राजस्थानी साहित्य 


है। प्रापकी राजस्थानी व हिन्दी की समस्त रचनाओों का संग्रह 'जिनराजसूरि क््ति 
कुसुमांजली' नाम से छप चुका है। ये बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे । 

कवि केशराज ने रामकथा को 'राम यशों रसायन रास' के नाम से काव्यबद्ध 
किया। गुणसागरसूरि ने ढालसागर'--हरिवंश में जैन सम्मत कृष्ण-कथा दी है। कवि 
लावण्यरत्न ने राम-कृष्ण चौपाई के नाम से राजस्थानी कृष्णकाव्य बनाया | कवि केशव 
ने प्रसिद्ध प्रेमकथा सदयवत्स--सावरलिगा की चौपाई सबत्‌ १६२७ में बनाई। कबि 
मंगलमाणिग्य भ्रादि ने विक्रम की लोककथाप्रों-सम्बन्धी रास बनाए । 

इस शताब्दी के उल्लेखनीय दिग्रम्बर कवि ब्रह्म रायमल्ल हैं, जिन्होंने संवत्‌ 
१६१४ से '३३ तक कई रास, फाग, चरित्रादि बनाये । 

प्रठारहवीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा के सबसे बड़े कवि जिनहमर्ष हुए हैं 
जिन्होंने संवत्‌ १७०४ से १७६० तक में लगभग ७० उल्लेखनीय रचनाएँ एवं लगभग 
३०० फुटकर क्ृतियाँ बनाईं, जिनमें कई रास तो बहुत बड़े हैं। इनकी फुटकर रचनाओ्रों 
का संग्रह जिनहुष॑-ग्र स्थावली के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। जसराज के नाम 
से प्रसिद्ध इनके दोहे बड़े सुन्दर हैं । 

जिनह॒षंजी के गुरुआाता लाभवद्धन ने विक्रम ६०० कन्या चौपाई, पंचदण्ड 
चौपाई, लीलावती-गणित, शकुनदीपिका, श्रादि ग्रन्थों के श्रतिरिक्त पांडव चौपाई 
नामक ४००० इलोंक परिमित जेन महाभारत की भी रचना की । कवि कमलह॒ष॑ ने 
भी इतः पूर्व पाण्डव रास सं० १७२८ मेड़ता में बनाया। पाण्डबों-सम्वन्धी श्रठारहवीं 
शताब्दी के इन दोनों कवियों के रास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

महिमासमुद्र, जिनका श्राचायं पद के बाद जिनसमुद्रसूरि नाम प्रसिद्ध हुप्ना, 
उन्होंने राजस्थानी भाषा में काफी रचनाएँ की हैं जिनमें से कुछ जैसलमेर भंडार में 
भ्रपूर्ण प्राप्त हुई हैं। भ्रापकी बहुत-सी फुटकर रचनाएँ भी जैसलमेर भंडार के गुटके में 
देखी गई हैं। कुछ रचनाएँ हिन्दी में हैं श्रौर कल्पसूत्र वालावबोध नामक गद्य भाषा टीका 
भी प्राप्त है। राजस्थानी काव्यों में वसुदेव चौपाई का झ्रपर नाम 'नवरस सागर' है । 

कवि लालचन्द, जिनका दीक्षा नाम लब्धोदय था, ने पदिमनी चौपाई सं० 
१७०६ में उदयपुर में बनाई । यह सादूल राजस्थानी रिसचे इन्स्टीट्यूट से प्रकाशित हो 
चुकी है । मलयसुन्दरी चौपाई श्रादि कवि के अन्य ६ रास भी प्राप्त हैं । 

इस शताब्दी के कवियों में धमंवर््धन, विनयचन्द्र, लक््मीवहलभ, कुशलधीर, 
सुमतिरंग, प्रानंदधन, देवचन्द्र ग्रादि उल्लेखनीय हैं। इनमें से विनयचन्द्र शौर घमंवड्धंन 
की कृतियाँ हमने इन्स्टीट्यूट से प्रकाशित कर दी हैं । 

कविवर घमेवद्धंन राज्यमान्य श्रेष्ठ कवि थे। उनकी रचित सरस्वती-स्तुति ऊपर 
दी जा चुकी है। यहां वर्षा, शीत, उष्ण का वर्णव दिया जा रहा है, जिससे कवि की 
प्रतिभा का परिचय स्वयं मिल जाएगा । सुप्रसिद्ध वीर दु्गदास, अ्रमरसिह भौर शिवाजी 
के गोत भी बड़े झोजपूर्ण हैं। संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी--तीनों भाषाश्नों पर कवि का 
समान भ्रविकार था । अब वर्षा-वर्णव का रसास्वादन कीजिये : 


मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य ६७ 


मेह 
सब्रल मेंगल बादल तणा साज करिं, 
गृहिर भ्रसमाण नीसाण गाजें। 
जंग जोर करण काल रिपु जीपवा, 
झाज कटकी करो इन्द्र राजे ॥१॥ 
तीख करवाल विकराल वीजलि तणी, 
घोर माती घटा घरर घाले। 
छोड़िवा सांघणो सोक छांटां तणी, 
चटक माहे मिलल्‍यो कटक चाले॥२॥ 
तडा तड़ि तोब करि गयण तड़क॑ तड़ित, 
महा झड़ झड़ि करि भूझ मण्ड्यों । 
कड़ा किडि कोध करि काल फटका कीयो, 
खिणक रें बल खल सबल खंडयो ।।३॥ 
सरस बांना सगल कीध सजल थल, 
प्रगट पुहवी निपट प्रेम प्रघला। 
लहकती लाछि वलि लोल लोको कही, 
सुध मन कर धम्म-शील सघला ॥।४॥ 


शोत-उष्ण--वर्षाकाल वर्णन 


शीत--ठंड सबलो पड़ें हाथ पग ठाठरें, बायरो उपरां सबल बाज। 
माल साहिब तिके मोज माण मही, भूखिय लोकरा हाडभाज॥ १॥ 
किडुकिडु दाँतरो पांत सीसो करें, धूम-मुख उसप्ता तणा धलिया । 
दुरब सुंगरब सौ जांणि गुजें दरक, दरब होणा सबब लोक दुखिया ॥ २॥! 
सौड़ि विचि सूदजे तापिजें सिग्डए, सबल सी मांहि पिण सद्रव सोरा । 
ए तिण बार में पांणतोी झओजगी, दोजगी भर निसदीस दौरा ॥३॥ 

ग्रीष्म--झाड़ उन्हालरों झाड़ हूं, झाखरा जल तजे पालि पाताल जायें। 
सधत बेठा पियें मालिए सरबताँ, निधन नइ नोरपणि हाथ नाथे ॥४॥ 
किसो सीतकाल उन्हाल सखरो कहां, हुशे सुख दुख तणों देव हाथे । 
श्राविय जेण संसार रो छ उदो, मुदो सब बात रो मेह मार्थ ॥५॥ 

वर्षा--धुराजल धर प्र्‌व धान धोणे धरा, सरस माने सरह सको सरिखा। 
फसल फल फूल री हूंस सगले फले, बड़ो रितु सहु रित मांहि बरिषा॥६॥ 


उन्नीसवीं शताब्दी के कवियों में ज्ञानसारजी बड़े उच्चकोटि के योगी थे। 
प्रदारह वर्ष की प्रायु में बीकानेर में स्वगंवासी हुए । वहाँ के श्मज्ञानों के पास वे कई 
वर्ष रहे। बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़, जैसलमेर भादि के महाराजा झ्ापके भक्त थे। 
बीकानेर-नरेश सूरतसिहजी तो इन्हें नारायण का भ्रवतार ही मानते थे। इनकी कविता 


द्द्द राजस्थानी साहित्य 


प्रौढ़ भौर प्रनुभवयुक्त है। हिन्दी व राजस्थानी, गद्य श्रौर पद्य दोनों तरह की झापकी 
रचनाएँ हैं। झ्रापके रचित 'संबोध भ्रष्टोत्तरी' के कुछ दोहे यहाँ दिए जा रहे हैं: 


छाया मिसे छलेह, काल पुरुष कंडे पड़णे। 
ज्वान बाल बद्ध जेह, नितका निगले नारणा ॥६॥ 
इल में कौन इलाज, नहों कला झोधद नहीं। 
झडये काल झहिराज, न बचे काया नारणा ॥७॥ 
छिन छिन छोज॑ प्राय, पांणी ज्यूं पुसलो तणों। 

घड़ी घड़ी घट जाय, नितकी छीजण नारणा॥५॥ 
प्रस जिके परभात, दीठा ते दीसे नहीं । 
विषम काल रोबात, न कही जाये नारणा ॥९॥ 
सुगता चुगे सराल, गंडसरा थिष्टा भले। 
लिखिया पश्रंक लिलाड़, न मिट सेट्या नारणा ॥१५॥ 
वानर तणों विनोद, कदे न कोधो कामरों। 
प्रगटे नहीं प्रमोद, नीच लडाबण नारणा ॥१८॥ 


ज्ञानसारजी का मूल नाम नराण या नारण' था, वही दोनों में प्रयुक्त हुआ है। 
इनके समकालीन उपाध्याय क्षमाकल्याण भी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। संस्कृत व हिन्दी 
के प्रतिरिक्त ग्रापने राजस्थानी में गद्य और पद्च में कई रचन एँ की हैं । 

स्थानकवासी संप्रदाय के कवि जयमल, उनके शिष्य रायचन्द, विनयचन्द तथा 
चौथमल की बहुत-सी रचनाएँ प्राप्त हैं। चौथमल ने रामायण व महाभारत भी राज- 
स्थानी पद्यों में बनाई हैं। इसी संप्रदाय में से श्रलंग होकर भी षणजी ने तेरापंथ चलाया । 
इनकी सारी रचनाएँ राजस्थाती गद्य और यद्य में हैं। पद्यबद्ध रचनाग्रों के दो खण्ड 
१६५० पृष्ठों में निकल चुके हैं। इन्हीं की परम्परा में श्राचायं जीतमलजी हुए, जिन्होंने 
राजस्थानी गद्य प्लौर पद्म में तीन लाख इलोक परिमित रचनाएँ की हैं। भगवती सूत्र 
ढालबद्ध ५०१ ढालों व ६०,००० श्लोक परिमित महान ग्रन्थ हैं। राजस्थानी भाषा के 
ये सबसे बड़े भ्न्थ हैं। 

राजस्थानी जैन साहित्य की कतिपय विशेषताग्रों की चर्चा कर देना भी यहाँ 
आवश्यक है। प्रयमतः तेरहवीं शताब्दी से भ्रब तक प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की 
रचनाएँ मिलने के कारण भाषा के विकास की पूरी शंखला मिल जाती है। दूसरी 
विशेषता है भ्नेक विधाम्रों या संज्ञाओं को श्रपताना । इसकी कुछ घर्चा पहले की जा 
चुकी है। 

तीसरी विशेषता है प्राचीन गद्य को प्रचुरता | 

चौथी विशेषता है ऐतिहासिक रचनाझ्नों की भ्रधिकता । जैनाचार्यों, मुनियों, 
श्रावकों, तीर्षों प्रादि के सम्बन्ध में छोटी-बड़ी सैकड़ों रचनाएँ हैं जिनमें जैन इतिहास के 
साथ राजस्थान झौर भारत के इतिहास एवं भुगोल पर भी प्रच्छा प्रकाश पड़ता है । 


सध्यकालीन राजस्थानी साहित्य ६६ 


जैन मुनि वर्ष में केवल वर्षाकाल के चार महीने एक जगह रहते हैं, श्रन्य समय घूमते 
रहते हैं । इसलिए उनकी रचनाओं में भ्नेक स्थानों, वहाँ के शासकों एवं निव!सियों का 
उल्लेख मिल जाता है। ग्रन्थों की रचना एवं लेखन-प्रशस्तियों में भी झनेक ऐतिहासिक 
सुत्र ऐसे प्राप्त होते हैं जिनका अ्रन्यत्र कहीं मिलना सम्भव नहीं । 

पाँचवीं विशेषता : चारण कवियों की साहित्यिक शैली और भाषा रूढ़-सी है, पर 
जन रचनाओ्रों में बोलचाल की सरल भाषा का उपयोग प्रधिक होने से भाषा के प्रान्तीय 
भेदों भौर बोलियों की श्रनेकता के उदाहरण मिल जाते हैं। 

छठी विशेषता : जैन रचनाओं का उद्देश्य जन-साध।रण को नीति शौर धर्म की 
प्ोर आकर्षित शौर शअ्रग्रसर करने का रहा है | प्रतः नैतिक जीवन के उत्थान श्र धर्म 
की प्रेरणा, जन एवं ग्रध्यात्म की प्रेरणा जन रचनाश्रों से जितनी मिलती है उतनी भप्रन्यत्र 
दुलंभ है। चारणादि कवियों ने वीररस भौर श्यगाररस का साहित्य प्रधिक लिखा 
भ्रौर ज॑न कवियों ने शान्त रस का । इससे दोनों की रचनाएं परस्पर पूरक-सी हैं । 

सातवीं विशेषता : लोककथाओं झौर लोकगीतों की देशियों को भ्रधिकाधिक 
ग्रपनाकर लोक-प्ताहित्य का बहुत बड़ा संरक्षण किया गया है ॥ हजारों विस्मृत लोकगीत 
झ्लौर कथाएं ज॑न रचनाभ्रों द्वारा ही सुरक्षित रह सकी हैं। जैनेतर साहित्य की सुरक्षा में 
भी जैन लेखकों का बड़ा भारी योगदान है । 

जँंसा कि ऊपर कहा गया है--राजस्थानी साहित्य की एक उल्लेखनीय विशेषता 
है--गद्य की प्राचीन भ्रोर प्रचुर उपलब्धि । ज॑न विद्वानों ने तेरहवीं शती से जैसे पद्म 
में रचनाएँ बनाना प्रारम्भ किया वंसे ही गद्य में भी टोकाएं तथा जनसाधारणोपयोगी 
रचनाएं लिखीं। मुनि जिनविजयजी सम्पादित “प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ” में संवत्‌ 
१३३४ से लेकर सवत्‌ १५०० तक की प्राचीन गद्य-रचनाएं व कथाएँ छपी हैं। श्ौर भी 
ऐसी गध-रचनाएँ मुनिजी के संग्रह भ्रादि में देखी गई हैं, जिनमें एक रचना बारहवीं- 
तेरहवीं शताब्दी की भी है। जिनवल्‍्लभसूरि, जिनका उल्लेख भ्रागे किया गया है, के 
ग्रन्थ की भाषा टीका या कठिन शब्दों के अर्थ रूप में गद्य का प्रयोग किया गया है। 
बालावबोध' भाषा टीका शैली की सर्वप्रथम रचना 'पडावश्यक बालावबोध' नामक है 
जिसे तरुणप्रभसूरि ने संवत्‌ १४११ में लिखा है। इसमें प्रासंगिक छोटी-छोटी ब्रनेक 
कथाएं हैं। उसके द्वारा प्राचीन गद्य-शली का भ्रच्छा परिचय मिल जाता है। छोटे-छोटे 
वाक्‍्यों में लिखी गई ये कथाएं, उस समय गद्य-शेली पुष्ट हो चुकी थी, उसकी सूचना 
देती हैं। गद्य का कुछ नमूना देखिए : 

“मालब्य देश मंडण घंद्रिका नामि नगरि। तारापीडु ईसइ नाम राजा तिहुं 
राज्य करइ। सुमित्रु नामि तेह तणइ मंत्री । तारापीडु राजा नव तारुण्यवंतु पुण्य कर्म 
परानमुखु हुंतउ । सुमित्र मंत्रि प्रति भणइ--देव पूजा, गुरु पाद वंदना दानादि घममें करि 
किसइ कारणिइ मुधा झापणंउ जनमु निगमइ। तूं जिम विफलहं ईहं धर्महं करि सुब- 
रणूं ग्रापणउं देहु कडणु डहु३। इसो परिराई भणतइ हुंतइ सुमित्रु मंत्री विकसित वदनु 
हुतठ राजेन्द्र प्रति मणइ-महाराज ! इसी परि भनुचितु वचनु तुम्हें काई बोलउ ।” 

पन्‍्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में तो तुकान्त वर्णनात्मक गद्य ली का 'पृथ्वी चन्द्र 


७० राजस्थानी साहित्य 


चरित्र' नामक ग्रंथ मिलता है। उसमें वसन्‍्त ऋतु का वर्णव देखिये : 
'तिसिइ झ्राविउ वसंत, हुउ शीत तणउ प्रंत । दक्षिण दिसि तणउ शीतल बाउ 
बाई, विहसईं बणराई ।” 
सत्वे भलला भासड़ा पण बइसाह न तुल्ल। 
जे दवि दाधा रूंखडां तींह माथइ फुलल ॥ 


“मडरिया सहका र, चंपक उदार। वेडउल बकुल, अमरकूुल संकुल | कलरब करइं 
कोकिल तणां कूल | प्रवर प्रियंगु पाडल, निमंलर जल, विकसित कमल। राता पलास, 
सवंत्री वास। कुंद मुचकुंद महमहईं, नाग पुन्नाग गहगहइ। सारस तणी श्रेणि, दिसि 
वासीईं कुसुमरेणि । लोकतणे हाथि बीणा, वस्त्रडंबर फीणा ।' 

बालावशीघ और वर्णनात्मक गद्य-शैली का प्रचार दिनोंदिन बढ़ता गया । जैन 
आगम, प्रकरण, चरित्र शभ्रादि संकड़ों प्राकृत, संस्कृत ग्रन्थों की जनसाधारण अपनी भाषा 
में तमक सके इसी दृष्टि से शदाधिक बालावबोध (भाषा-टीकाएँ ) लिखे गये। वर्णन|त्मक 
गद्य भी इतना प्रधिक मिलता है कि ग्राम, नगर, राजा, प्रकृति, भोजन क्रादि के 
करीब ६०० वर्णनों का संग्रह तो दस भागों में विभक्त करके मैंने अपने सम्पादित 'सभा 
श्रृंगार ग्रन्थ में प्रकाशित भी कर दिया है। ये वर्णन पन्द्रहवीं से प्रठारहवीं शत्त।ब्दी तक 
के लिखे हुए हैं। उदाहरण के लिए युद्ध का एक वर्णन दिया जा रहा है : 

बीर मादल वाज्या, सूर साज्या। 
जय ढवकु वाजी, नीोसत नीकलो गया लाजी। 
अंबक त्रहत्रहायह, . नेजा लहलहायइ । 
त्रिभुवन टलटलवा लागा, माहोमाहि बहर जाग्या । 
सूर्य झ्राछएदिउ, रजो. गण उन्म्राविड। 
सेष सलप्तलिउ, दिग्गज हलवलिउठ । 
श्रादि बराह घ॒रहरिउ, उच्चेश्रया थरहरिज। 
परदल मिल, चींथ. चलवलइ । 


जैनेतर ग्रन्थों में भी पन्द्रहवीं शताब्दी में राजस्थानी गद्य व वर्णन शैली का प्रयोग 
होने लगा था। ऐसी रचनाम्रों में श्रतलदास खीची की वचनिका चारण कवियों की सबसे 
पहली रचना है। वचनिका शली में स्वतन्त्र ग्रन्थ तो ३ ही मिले हैं। 'प्रचलदास खीची री 
वधनिका' के बाद श्रठारहवीं के ग्रारम्भ में खिड़िया जग्गा की 'राव रतन महेसदासोत री 
वचतिका' श्रौर उत्तराद्ध में जेन यति जयचन्द की 'माताजी री वचनिका' रची गई । ये 
तीनों बचनिकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं । ऐसी रचनाश्रों में गद्य और पद्म दोनों का 
उपयोग होता है | श्रन्य राजस्थानी काव्य-पग्रन्‍्थों में भी 'बचनिका' गद्य शैली का प्रयोग 
हुआ है। कुछ रचनाएं द्वावत शैली की भी मिलती हैं । 

टव्बा शैली जैन कवियों की संक्षेप में श्र्थ लिखने की प्रणाली है। हस्तलिखित 


मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य ७६ 


प्रतियों में प्राक्ृत या संस्कृत का मूल पाठ बड़े झक्षरों में रहता है श्रौर उसके ऊपर राज- 
स्थांनी गद्य में भ्रथं लिखा रहता है | बालाबबोध में विस्तृत विवेचन रहता है, टब्बे में 
संक्षिप्त दब्दार्थ ही । लाखों इलोक परिमित टब्बे श्ौर बालावबोध दोनों शैलियों की 
जन ग्रन्थों की भाषा टीकाएँ मिलती हैं। कुछ स्वतन्त्र कथाएँ भी गद्य में लिखी हुई प्राप्त 
हैं । 

जैन लेखकों ने टव्बा, बालाबबोध, प्रश्नोत्त र, पट्टावली कथा आदि के रूप में 
लाखों इलोक परिमित राजस्थानी गद्य में रचनाएं की हैं। इनके झ्रतिरिक्त ख्यातों एवं 
बातों का गद्य भी प्रचुर है। 

अब संक्षेप में जेनेतर राजस्थानी साहित्य का परिचय दे दिया जाता है, जिसमें 
चरणों की रचनाएं सर्वाधिक महत्त्व की हैं। चारण कवि हजारों की संख्या में हो गये 
हैं, पर उनमें से श्रधिकांश कवियों ने फुटकर दोहे एवं गीत आदि ही लिखे हैं। डिगल 
गीतों की श्रपनी एक विशेषता है। वे गाये नहीं जाते, एक विशेष श ली में बोले या पढ़े जाते 
हैं। डिगल गीतों के शताधिक प्रकार हैं। राजस्थानी छन्द ग्रन्थों में उसका लक्षण व उदा- 
हरण लिखा मिलता है। राजस्थानी छन्‍न्द ग्रन्थ, (पिगल सिरोमणि', “रघुनाथ रूपक,' 
रघुवर जस प्रकाश” प्रकाशित हो धुके हैं । इनमें से 'रघुवर जस प्रकाश' चारण कबि 
विद्वानों का है। (पिगल सिरोमणि! जैन कवि कृुशललाभ का और 'रघुनाथ रूपक' सेवग 
कृवि मंछाराम का है । 

चारण कवियों के डिगल गीत २०-२५ हजार की संख्या में प्राप्त हैं। इनके द्वारा 
हजारों वीरों की स्मृति सुरक्षित रह सकी है । बहुत-से वीरों का तो कहीं इतिहास में 
नामोल्लेख नहीं मिलता, पर उनके विशिष्ट कार्यों की सूचना इन डिगल गीतों से मिल 
जाती है । डिगल गीतों के सम्बन्ध में जोधपुर के श्री नारायणसिह भाटी ने शोध-प्रबन्ध 
लिखकर डॉक्टरेट' प्राप्त की है । 

डिगल गीतों की तरह राजस्थानी भाषा में दोहे भी बीस-तीस हजार से कम 
उपलब्ध नहीं हैं। इनमें हजारों दोहे चारण कवियों ने भी बनाये हैं। यह अप भ्रंशकालीन 
प्रसिद्ध छन्द है और सर्वाधिक दोहे राजस्थानी भाषा के ही प्राप्त हैं। इनका विषय-बेविध्य 
भी उल्लेखनीय है। छन्‍्द ग्रन्थों में दोहा के ५० के लगभग भेद बतलाये गये हैं। जेन कवि 
राजसोम ने दोहों-सम्बन्धी एक स्व॒तन्त्र छन्द ग्रन्थ 'दोहा चंद्रिका' के नाम से बनाया जो 
मैंने 'मरुभारती' में प्रकाशित कर दिया है । फुटकर दोहों के अतिरिक्त कई काव्य भी 
दोहों में ही रचे हुए हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध है--ढोला मारू रा दृह्य|। इसके रचयिता 
का तो ठीक से पता नहीं पर यह प्रेम-कथा बहुत प्रसिद्ध रही है। श्रत: 'डोला मारू रा दृह्य' 
के छोटे-बड़े कई संस्करण मिलते हैं। 'दोहा' छनन्‍्द का दूसरा उल्लेखनीय काव्य है-- 
'माधवानल कामकंदला प्रबन्ध । कवि गणपति ने २५०० दोहों वाली इस प्रेम-कथा की 
रचना संवत्‌ १५७४ में की है। राजस्थानी दोहों के सम्बन्ध में श्री प्रोमानन्द सारस्व॒त 
ने शोध-प्रबन्ध लिखा है। 

गद्य में लिखी गई बातों में भी दोहों का खूब प्रयोग हुआ है भोर कई बातें या 
कहा नियाँ तो दोहों में ही लिखी हुई मिलती हैं । 


७२३ राजस्थानी साहित्य 


चारण कवियों ने राज्याश्रित होने के कारण राजाओं झ्रादि के सम्बन्ध में कई 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य लिखे हैं। वीररस की रचनाएँ सबसे भधिक चारण कवियों 
की ही मिलती हैं। वे भ्रपनी रचनाश्रों द्वारा वीरों में जोश भरते रहे हैं और वीरों की 
प्रशंसा में उन्होंने दोहे या गीत लिखना प्रपना कर्तव्य समझा था । बहुत-से चारण कवि 
तो बीरों के साथ युद्धभूमि में भो रहते थे एवं उतकी विजय में सहयोग देते थे । 
चारण कवियों के गद्य में लिखी हुई दो वर्णन-प्रधाव रचन!एँ भी उल्लेखनीय हैं 'राजान 
राउत रो बात वणाव” श्रौर 'नीबावत रो दोपहरो' । इनमें वर्णन बड़े सुग्दर हैं। 
राजस्थानी गद्य संग्रह भाग १ में, जो श्री नरोत्तमदासजी स्वामी द्वारा सम्पादित है, 
ये दोनों रचनाएँ छप चुकी हैं । 

गद्य में भी ख्यातों शोर बातों के रूप में चारणों ने उल्लेखनीय साहित्य का 
निर्माण किया है| ख्यातों में इतिहास की प्रधानता रहती है और बातों में रोचक कथा- 
इैली की । वेसे बहुत-सी बातों का सम्बन्ध इतिहास से भी है प्रौर कुछ लोककथाएँ व 
प्रेम-कथाएं भी हैं। चारणेतर कवियों ने भी कुछ ख्यातें और बातें लिखी हैं जिनमें मुहणोत 
नणसी री ख्यात विशेष रूप से उल्लेखनीय है । बहुत-सी व्यातों झौर बातों में उनके 
लेखकों का नाम नहीं मिलता, पर उनमें से कुछ तो निश्चित रूप से चारणों ने लिखी हैं। 
बीकामेर के चारण विद्वान दयालदास ने 'राठोड़ों की ख्यात' और बीकामेर के सम्बन्ध में 
३ ग्रन्थ लिखे हैं । इनमें से 'दयालदास री ख्यात” का एक अंश ही भ्रभी तक प्रकाशित 
हो सका है। 'नंणसी री स्यात' मूल रूप में श्रौर हिन्दी श्रनुवाद रूप में छप चुकी है। 
राजस्थानी बातों के भी अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 


चारण कवियों ने भक्ति प्रौर नी ति-सम्बन्धी रचनाएँ भी की हैं। ईस रदास बा रहठ 
झ्लौर पीरदान लालस आदि भक्त कवियों की रचनाएँ प्रकाशित भी हुई हैं। दीति दोहों 
में रचित सोरठ बहुत प्रसिद्ध हैं! चारण कवियों में दुरसाजी ग्राढ्ा बांकीदास, सरजमल 
मिसण, ईसरदास भ्रादि कई तो बहुत प्रसिद्ध हैं। डॉ० मोहनलाल जिज्ञासु ने श्पने 
चारणोी-साहित्य सम्बन्धी शोध-प्रवन्ध में ६०० से भ्रधिक चारण कवियों और उनकी 
रचनाओ्रों का उल्लेख किया है। बांकोदास की रचनाओ्रों का संग्रह ना० प्र० स० से तीन 
भागों में छप चुका है । उनके ऐतिहासिक नोट्स के रूप में लिखी हुई संक्षिप्त बालें या 
ख्यात भी थी नरोत्तमदास स्वामी द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुकी हैं। सूरज 
प्रकाश 'राजरूपक' श्रादि कई ऐसे काव्य भी कई चारण कवियों के छप चके हैं। 
राजरूपक ्रादि अभी प्रप्रकाशित हैं और डिगन गीतों के संग्रह भी । हु 

कवि सूर्यममल मीसण की “'बीर सतसई' वीर रस की एक विशिष्ट रचना है। 
यद्यपि वे सतसई को पूरा बना नहीं पाये, भ्रत: ३०० से भी कुछ कम दोहे ही प्राप्त हुँ पर 
हैं बड़े श्रनूठे । डॉ० कन्हेयालाल सहल झादि ने इनका सम्पादन कर भारती भण्डार, 
इलाहाबाद से प्रकाशन करवाया है। उदयपुर के वर्तमान चारण कवि ताथुदान महरारिया 
की वीर सतसई' भी छप चुकी है। कवि ईसरदास बारहठ की हाला काला रा कुण्डिला' 
भी वीर रस की उल्लेखनीय रचना है | डॉ० मोतीलाल मेनारिया द्वारा सम्पादित 


मंध्यकालीन र/जस्पानी-साहित्य | 


होकर वह भी प्रकाशित हो चुकी है। 

चारण कवियों के प्रतिरिक्त कुछ राजाप्रों प्रादि ने भी राजस्थानी में उल्लेखनोय 
रचनाएँ की हैं जिनमें से बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज रचित “कृष्ण रुविमणी री 
बेलि' राजस्थानी का सर्वोत्कृष्ट काव्य माना जाता है। इस पर संस्कृत ग्रौर राजस्थानी 
में करीब नौ टीकाएँ लिखी गई झौर दो हिन्दी पद्यानुवाद भी रचे गए। इस काव्य के 
कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं प्रौर उन्हें पाठ्यक्रम में भी स्थान मिला है । 

महाकवि पृथ्वीराज की 'कृष्ण रुक्मिणी री बेलि' के सम्बन्ध में दूरसा भाड़ा ने 
प्रशंसा करते हुए यहाँ तक कद्ठा है कि यह पाँचवाँ वेद झौर उन्‍नीसवाँ पुराण है।' 
पृथ्वी राज के कृष्ण, गंगा श्रादि की स्तुति-परक रचित दोहे भौर कुछ डिगल-गीत भी 
मिलते हैं। ये भक्त कवि थे, 'भक्तमाल' में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। प्रापका एक 
भक्ति गीत यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कवि की भक्ति-भावना को इसमें देखिये-- 


हरि ! जेम हलाड़ो तिम हालोजे, 
काय धण्याँ सूं जोर क्रिपाल । 
मोष्ली दिवदो दिदो छन्न साथे, 
देवो सो लेक स वयाल ॥श्ा 


रोस फरो भावष॑ रलियावत, 
ग़ज॒ भाव खरचाढ़ गुलाम। 
माहर॑ सदा ताहरी साहब । 
रजा-सतजा सिर ऊपरि राम ॥रशा 
मुझ उमेव बड़ी महमेहण, 
सिधघर पाले केस सरे ? 
चीतारो खर-सीस चित्र दें, 
किसूं पुतलियाँ पाण करे ? ॥३॥। 


तू सामी प्रियोराज ताहरो, 
यलि बीजों को कर बिलाग ? 
रूड़ो जिको प्रताप रावलो, 
भूंडो जिको भ्रम्हीणों भाग ॥४॥। 


चारण भक्त कवि प्लोढ़ा आपा ने कई बहुत ही प्रेरणादायक गीत लिखे हैं 
जिनमें पे एक हस प्रकार है-- 


कर जाणो कोई भलाई कीजो, लाभ भजन रा लोजो लोय, 
पुरखां दुय बिन तणा प्रामणा, किणसूं सती विगाड़ो कोम ॥। १॥। 
जाणो छं, जाणो छे, जाणो, समझो भीतर होय सयाम, 
वे दिन काज जहर क्यूं बोवो, मरदां | दूर तथा सिजमान ।।२॥। 


राजस्थानी साहित्य 


यूं हिज करताँ जासो ऊमर, परम न काल परार न पौर, 
थ्रापाँ बात कराँ अवर्ा रो, प्रापारों करसो कोई ध्रौर ॥३॥ 
गरवा हुवो हरी-गुण गाबो, छोलर जेम्रम वालो छेह। 
भ्राज र काल करं०ता झोपा, विहड़ा गया सुताली देह ॥४॥ 


यहाँ यह उल्लेख कर देना श्रावश्यक समभता हूँ कि राजस्थानी साहित्य को 
सुसम्पादित रूप में प्रकाशित करते का श्रेय कलकत्ता को है। कलकत्ता विश्ववि द्यालय 
से सन्‌ १६२१ में $९७८४०ा३ ग"07 प्रा।व [शषभया6 नामक एक सुन्दर संकलन 
सर सीताराम संपादित प्रकाशित हुप्रा था। एशियाटिक सोसाइटी से डॉ० एल० पी० 
टेसिटरी संपादित डिंगल साहित्य के तीन विवरणात्मक सूचीपन्नों के श्रतिरिक्त तीन 
महत्त्वपूर्ण डिगल ग्रन्य भी प्रकाशित हुए | उनके नाम हैं-- १. बेली कृष्ण रुक्मिणी री 
२. छंद राव जैतसी रो, ३. वचनिका राठोड राव रतन महेसदासोतरी । 

कलकत्ता विश्वविद्यालय ने राजपूत इतिहास के प्राध्यापक रूप में जोधपुर के 
पंडित रामकरणजी ग्रासोपा को संवत्‌ १६७६ में नियुक्त किया था । उन्होंने यहाँ रहकर 
'हस्ट्री म्रॉफ द राठोडाज्‌' पुस्तक लिखी जो “प्राशुतोष मुखर्जी सिल्वर जुबली भ्रंक' में 
प्रकाशित है । श्री श्रासोपा ने 'सुरजप्रकाश' का कुछ झंश एश्चियाटिक सोसाइटी से 
प्रक/ शित करवाया । १० हरिप्रसाद शास्त्री ने राजस्थानी साहित्य सम्बन्धी एक रिपोर्ट 
एलशांजाएशए र९एणा णा छ९ 0फछभ्वीणा ता $च्वाजी एी ४, $. ए 8600 
(70705 नामक प्रक्राशित की है। 


ब्राह्मगादि कवियों की राजस्थानी रचनाएँ 


राजस्थानी साहित्य के प्रणेता प्रधानतया ज॑न व चारण कवि हैं पर श्रन्य 
जातियों के कवियों ने भी समय-समय पर कुछ महत्त्वपूर्ण रचनाएँ बनायी हैं । चारणी 
स्वतंत्र रचनाएँ जिस प्रकार पन्द्रहवीं शती के उत्तराद्ध से मिलने लगती हैं, इसी तरह 
ब्राह्मण कवियों की भी रचनाएं इसी समय से मिलने लगती हैं । बीसलदेव रास का 
रचपयिता नरपति नाल्‍्ह जोशी ब्राह्मण था । यह रास बोल-चाल की सरल राजस्थानी 
भाषा में है। इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में तीन-चार तरह के पद्य मिलते हैं, इसलिए 
रचनाकाल निश्चित करना कठिन हो जाता है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने पाठालोचन 
सिद्धान्त के अनुसार इसका रचनाकाल संवत्‌ १४०० के कुछ बाद का प्रनुमानित किया 
है। 

चारणी शंन्री की उत्कृष्ट ऐतिहासिक रचना पन्द्रहवीं शती के कवि श्रीधर व्यास 
रचित 'रणमह्ल छंद' है। इस छंद में ईडर के राव रणमलल और गुजरात के मुसलमान 
सुत्रेदार के युद्ध का वर्णन है। ७० पद्यों की इस रचना की शैली प्रोढ़, भाषा शो ज- 
स्विनी और नाद-सौन्दय प्रप्रतिम है। वीर-रस का यह लघुकाध्य पहले गुजरात से 
प्रकाह्िित हुआ था भोर इप्की एक ही प्रति मिली थी | प्रभी भारतीय विद्या मन्दिर 
शोध संस्थान, बीकानेर से इसका सानुवाद संस्करण प्रकाशित हो रहा है। श्रीघर 


मंध्यकालीन राजस्थानी साहित्य ७४ 


व्यास की दूसरी रचना 'सप्तशतती छंद' की एक प्राचीन प्रति भ्रनूप-संस्कृत-लायब् रो 
बीकानेर में प्राप्त है, इसमें मार्कंण्डेयपुराण में उल्लिखित देवी-चरित्र संक्षेप में वणित है। 
'मस्वाणी' पत्निका में मैंने इपे प्रकाशित करवा दिया है । 

वीसलनगरीय नागर ब्राह्मण कवि पद्मनाभ का 'कान्हुड़दे प्रबन्ध ब्राह्मण कवि 
रचित दूसरा ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण काव्य है। इसमें जालोर के सोनिगरा चौहान 
कानन्‍्हुड़दे ओर अलाउद्दीन के युद्ध का ऐतिहासिक वृत्तान्त है। प्राचीन राजस्थानी भाषा 
की यह एक उत्कृष्ट कृति है। राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान, जोधपुर से इसका 
सुसंपादित संस्करण प्रकाशित हो चुका है। इसका रचनाकाल संवत्‌ १५१२ है। 

ब्राह्मण कवि की तीसरी ऐतिहासिक रचना हम्मीरायण' ३२६ पद्यों की रचना 
है जिसे व्यास भांडा ने सं० १५३८ के कारतिक सुदी ७ सोमवार को रचा । हम्मीरायण 
का सम्पादन भंवरलाल नाहटा ने किया है श्रौर डॉ० दशरथ छार्मा की विस्तृत एवं 
ऐतिहाप्िक भूमिका के साथ सादूल-राजस्थानी-रिसच-इन्स्टीट्यूट, बीकानेर से यह 
प्रकाशित हो घुकी है । 

ढाढी बादर मुसलमान जाति का पहला कवि है जिसने राठौर राव वीरम 
के चरित्र को लेकर 'बीरमायण” नामक काव्य बनाया। कई गाँवों में बारण कवि 
इसका मौखिक पाठ करते हैं । राजस्थान-प्राच्य विद्य।-प्रतिष्ठान, जोधपुर से यह काव्य 
वीरबांण' नाम से छप चुका है । 

कायस्थ कवि गणपति ने माधव।नल कामकृंदला प्रबन्ध (२५०० दोहों का 
प्रेम काव्य) संवत्‌ १५५४ में बताया । भ्रन्य एक कायस्थ कवि रचित भागवत एवं 
गीता का पद्यानुवाद हमारे संग्रह में है । 


राजस्थानी का बुद्धिवद्धंक-साहित्य 


राजस्थानी-साहित्य जीवनोपयोगी सभी विषयों से समृद्ध है। मानव-जीवन 
में बुद्धि के विकास झौर मनोरंजन की नितान्त भ्रावश्यकता है। राजस्थानी-भाषा को 
कतिपय विनोदपूर्ण रचनाएँ-- भैंस को हैवा', 'ऊंदर रासो' आदि 'मस्भारती' में 
प्रकाशित की गई हैं | बुद्धिवद्धंक-साहित्य में भ्राडी, गूढ़ा, हीयाली, प्रहेलिका, अन्त- 
लॉपिका, बहिलपिका आदि प्राप्त हैं। प्राचीन-काल में काव्यों में भी इनका प्रयोग 
हुभा है। पति-पत्नी इस प्रकार को चर्चा द्वारा अपना मनोविनोद एवं बुद्धि की परीक्षा 
किया करते थे । ससुराल जाने पर जामाता की बुद्धि-परीक्षा के लिए सालियाँ पभ्रादि 
उससे पहेलियाँ पूछा करती थीं । जैन कवियों ने हीयाली नाम से सैकड़ों लघु-रचनाएँ 
बनायी हैं, 'हियाली' शब्द का प्रयोग प्राकृत भाषा के सुभाषित ग्रन्थ वज्जालग्ग! में 
हुआ है । पभ्रतः यह १रम्परा पर्याप्त प्राचीन है पर हीयाली के स्वरूप में परिवर्तन 
होता रहा है। सोलहवीं शताब्दी से उन्नी स्वीं शताब्दी तक की हीयालियों का हमने एक 
बृहत्‌ संग्रह तैयार किया है। पाँचसौ से प्रधिक आ्रांडियों का एक संग्रह बीकानेर से 
कई वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआा था । यहाँ जेन कवियों की रचित हीयालियों में से एक 
समयसुन्दर भौर एक धमंवरद्धन की उदाहरण-स्वरूप दी जा रही है। 


७६ राजस्थानी साहित्य 


(१) कहिण्यो पंडित एह होयाली, तुम्हें छठ चतुर विचारी। 
नारी एक भश्रण भ्रक्षर नासे, दीठो नयर भन्तारी रे ॥ ० ४१॥ 

सुख अनेक पण जोभ नहीं रे, नर नारी स्‌ं राचइ। 
चरण नहीं ते हाथि चालइ, नाटक पाखे नाचइ रे ॥क० ॥२॥ 

प्रश्न खाय पानी नहीं पीषइ, तृप्ति न राति विहाड़॒इ। 
पर उपगार करइ पणि परतरलि, प्रवगुण कोड़ि दिलाड़ुइ ॥क० ४३॥ 

झवधि ध्ाठ दिवस नो श्रापी, हियइ विमासों जोज्यों। 
'समयसुन्दर' कहुइ समझो लेज्यो,पणिते सरिखा मत होज्यो ॥क ० ॥४॥ 

अर्थ --चालनी 

(२) चतुर कहो तुम्हें चुंप सूं, प्ररथ होबालो एहो रे,। 
नारी एक प्रसिद्ध छे, सगला पास धनेहोरे । च०॥१॥ 

झोले बठी एकली, कर सगलाइ कामों रे । 
राती रत्त भोनी रहै, छोड़े नहीं निज ठामो रे ॥ च०॥२॥ 

चाकर चौकीदार ज्यूं, बहुला राख पासो रे । 
काम कराव॑ ते कन्हा, विलर्स श्राप बिलासों रे ॥ च०॥३॥ 

जोड़ प्रीति जणे जणे, न्ोड़े पिण तिण वारोरे । 
करिणज्पों बस धमंसो कहै, सुख बांछों जो पारो रे ॥ च०॥४॥ 

झ्रथं--जी भ 


राजस्थानी बातों में भी कई बुद्धिवद्धंक प्रोर चत्राई की बाते बड़ी सुन्दर 
मिलतो हैं । 


राजस्थानो प्रेम-कथाएँ 


प्रेम जीवन का शाश्वत सत्य है। इसके बिना जीवन नीरस है । राजस्थानी 
साहित्य में जीवन की सरसता के प्ननेक उपादान प्राप्त हैं, जिनमें प्रेम-कथाओों का 
सर्वाधिक महत्त्व है । ये कथाएं काव्य प्रोर बातों के रूप में गद्य और पद्च में लिखी गई 
हैं। साथ हो पद्मों के बीच-बीच में गद्य का प्रयोग और गद्य में पद्य का प्रयोग भी हुआा 
है इससे जन-साधारण का भ्राकर्षण भौर भी प्रधिक हो गया । 

ढोला-मारू, सदयवत्स, माघवानल-कामकंदला शभ्रादि प्रेमकथाएँ पद्यबद्ध धिलती 
ही हैं, पर ढोला-मारू प्लरोर सदयवत्स की गद्य प्रौर गद्य-पद्य मिश्रित बातें भी प्राप्त 
हैं। इनकी कई प्रतियाँ तो सबित्र भी मिली हैं। एक-एक प्रेमकथा के छोटे-बड़े कई 
रूपान्तर मिलते हैं। राजस्थान के भ्रतिरिक्त पंजाब, सिन्ध भ्रौर गुजरात-सौराष्ट्र 
को प्रेम-कथाएँ भो राजस्थानी भाषा में लिशो गई हैं । 'सोरठ-बीज।' मूलतः सौराष्ट्र 
को प्रेम-कथा है । रिसालू, ससी-पुन्यूं, सोहनी-महिवाल भादि पंजाब-सिंध की प्रश्षिद्ध 
प्रेम-कथाएँ हैं। कई प्रेम-कथाएँ कल्पित भ्रौर कई परम्परा पर प्राधारित हैं। कथा- 
लेखकों ने प्रपती-प्रपना रुचि के प्रनुसार उनमें पर्याप्त परिकर्तत भी कर दिया है । 


मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य ७७ 


कई कथाप्रों में परकीया प्रेम भौर प्रइलीलता भी पायी जातो है, तो कोई प्राद्श प्रेम 
फा उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। कथा नायक प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे के लिए भ्रपने 
प्राण निछावर कर देते हैं। उनके लिए बड़े-बड़े कष्टों का सहना मामूली बात है। 
तागजी-नागवंती भश्रादि आदर्श कथाएँ बड़ी सुन्दर हैं । राजस्थानी प्रेम-कथाञ्रों का एक 
संग्रह सादूल-राजस्थानी-रिसर्च इग्स्टीट्यूट, बीकानेर से छप चुका है । 

राजस्थान में प्रेम-कथाप्रों सम्बन्धी लोकगीत भी बहुसंस्यक प्राप्त हैं। समय- 
समय पर इन गीतों को बड़े चाव से गाया जाता है | कई पेशेवर जातियाँ भी प्रेम- 
कथाओं को वाद्यों के साथ गाकर सुवाया करती हैं भौर प्रपनी प्राजीविका चलाती हैं । 
ऐसी कुछ कथाग्रों का संग्रह राजस्थान संगीत नाटक प्रकादमी, जोधपुर ने रिकार्डिग 
के रूप में किया है। 

शौय और प्रेम का धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । राजस्थान में शरवीर प्रधिक 
हुए हैं तो प्रेमी भी बहुत बड़ी संख्या में प्रसिद्ध हैं पर बीर-रस का साहित्य जितना 
स्यातिप्राप्त है, राजस्थान का सरस-साहित्य उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सका । कुछ तो 
शंगार या विलास-वृत्ति के लोगों ने इस साहित्य को विक्रृत रूप में प्रचारित कर दिया 
जिससे प्रच्छे व्यक्तियों की रुचि ही उससे हट गई । इन प्रेम-कथाग्रों को लेकर सैकड़ों 
ख्याल रचे व खेले गए, उनमें से श्रधिकरांश प्रेम-कृथा का विकरृत रूप प्रस्तुत करते हैं । 
जनसाधारण का सस्ता मनोरंजन करने के कारण वे क.फी बने एबं बिके, पर शिष्ट 
लोगों की ऐसी क्रथाप्रों के प्रवार के कारण प्ररुचि हो गई । 


राजस्थानी नी ति-दोहे 


जीवन में नेतिकता की बड़ी प्रावश्यव॒ता है। राजस्थानी साहित्य में भी इस 
पर बड़ा ज्ञोर दिया गया है | ज॑न-विद्वानों की शिक्षाप्रद रचनाएँ तेरहवीं शती के “बुद्धि- 
रास' से प्रारम्भ होकर निरन्तर लिखी जाती रही हैं। चारणादि कवियों ने भी नीति 
के बहुत से दोहे लिखे हैं जो जन-जन के मुख पर बस गये हैं| राजिया, किसनिया भ्रादि 
प्रनेक कवियों के नीति-दोहे प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी भप्रधिक है 
कि प्रसंग-प्रस्ंग पर वे लोगों के मुख से स्वयं निःसुत हो जाते हैं। भ्रपढ़ ग्राम्य जनता से 
लेकर साक्षर विद्वानों तक में उनका प्रादर है। यहाँ कतिपय राजस्थानो दोहे उदाहरणार्थ 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं--- 
काछ-दृढा कर-वरसणा, सम-चंगा मुख-मिट्ठ । 
रण-पुरा जग-वललहा, सो मई विरला विटढ़ ॥ 
बड़ा बढ़ाई ना करे, बड़ा न बोलह बोल। 
होरा सुख सूं माँ कहे, लाख हमारो मोल॥ 
हाथी होंडत बेख, कूकर लव॒ लव॒कर मरं। 
बड़पण तणों विवेक, फ्रोध न झ्राणएह क्िसनिया ॥ 
तरवर॒ सरवर संतजन, चौथो वरसण मेह। 
परमारथ रे कारण, च्यारां घारी बेह॥ 


लि 


ध्द 


राजस्थानी साहित्य 


सरवर कदे ते फल भरते, नदो न सच्चे नोर। 
परमारथ र॑ कारण, साथां धरयों सरोर॥ 
निज गृण ढांकषण नेक नित, पर गुण गिण गाबंत। 
ऐसा जग में सुजन-जन, विरला हो पावंत ॥। 
सज्जन थोड़ा हंस ज्यूं, विरला कोई दोसंत। 
दुरणण काला नाग ज्यूं, महीयल घणा बसंत ॥ 
दुरणण री हछ्िरपा बुरी, भली सझन री त्रास। 
जद सुरज गरमी करे, तद वरसण री श्रसा॥ 
सवा सनेही और नर, सुख में मिले अनेक। 
विपत पड़याँ दुख बांट ले, सो लाखाँ में एक॥ 
प्रित ज भ्रोगुण मित्तका, प्ननत नहीं भाजखंत। 
कप छाहु ज्यूं प्राप्णं, हिये में राखत ॥ 
सुख ऊपर सीठास, घट मंहे लोटा घड़ें। 
इसड़ां सूं हकलास, राखीजे नहिं राजिया॥ 
मिलियाँ श्रति सनवार, वीछड़ियाँ भाज बुरी। 
लानत दे ज्यां लार, रजी उडावो राजिया।॥ 
की - धोड़ो उपगार, गर कृतघण माने नहीं। 
लानतियाँ ज्याँ लार, रजी उडाबो राजिया॥ 
संपतत में संवार, हर कोई हेतू हुबे। 
विपत पड़याँ री वार, नयण न निरखे नाथिया ॥। 
पाणों में पाखाण, भीज पण धोज नहीं। 
म्रल प्रार्ग ज्ञान, रोझ पण बूझे नहों।॥ 
नाम रहंदाँ  ठाकराँ, नाणा नाहीं रहूंत। 
कोरत हुंदा कोटड़ा, पाडुया नाहीं पड़ंत।। 
श्राव नहीं झादर नहीं, नहीं भगती नहों प्रेम । 
हंस कुसल पूछे नहीं, खड़ा न रहिये खेभ ॥; 
उद्देराज उहिस कियाँ, सब कुछ होवे त्यार। 
गाय भेंस कुल में नहीं, दूध पीये मंजार ॥ 
सतलब रो मसनवार, चुपक॑ लावे चूरमौ। 
सतलब बिन भमनवार, राब न ॒पाव॑ राजिया॥ 
धरम घटायां घन घढे, धन घट भन घद जाय । 
मन घटिया सहिमा घटे, घटत घटत घट जाय 
सत मत छोड़ो रे नरां, सत छोड़यां पत जाय। 
सत की बांधी लिचछमो, फेर मिलेली प्राय ॥॥ 
घोरे धोरे ठाकरां, धोरं सब छुछ होय। 
साली छोंचे सो घड़ा, रुत झायाँ फल होय॥ 


सध्यकालीन राजस्थानी साहित्य ७६ 


सीख होये में ऊपजे, दीवी न प्राव॑ सीख । 
झणमांग्या मोती सिले, भमाग्यां मिले न भीख ॥ 
पंडित शोर ससालची, बोनुं उलटी रीत। 
झोौर दिखायवे चांनणों, आप अंधारे बोच॥ «” 
बांस बढ़ी नटणों कहे, होत न नदियों कोय। 
में नट कर नटणों भई, नें सो नदणों होय॥ 
कहणी जाय निकास, प्राछोड़ो भ्राणी उकत। 
दामा लोभी दाम, रंज न बातां राजिया॥ 
नोंद न झ्रावे तीन जण, कहो सखी ते कक्‍्यांह। 
प्रीत बिछोह्या बहु रियां, खटके बेर हियांह॥ 


जैन कवियों को बावनी संज्ञक रचनाएँ झौर कई रास नैतिक उपदेश प्रधान ही 
हैं। कई कथाओं में भी नंतिक जीवन के ऐप सुन्दर चित्र मिलते हैं कि पढ़ने एवं सुनते 
वाले व्यक्ति के जीवन में काया-पलट हो जाता है। राजस्थान के नीति साहित्य पर 
प्रभी तक प्रनुसंधान कारये नहीं हुम्मा है पर यह निश्चित है कि वह बहुत विशाल भौर 
उच्च स्तर का होने के साथ वैविध्यपूर्ण है। सन्‍्तों के साहित्य में भी नेतिक जीवन की 
प्रबल प्रेरणा पाई जाती है । इस सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र शोध प्रबन्ध शी प्र लिखा जाना 
भ्रपेक्षित है । 


६ 
राजस्थानी लोक-साहित्य 


लोक-साहित्य जनसाधारण द्वारा निर्मित प्रौर सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्य है। 
मानव-हृदय की सरल प्रौर सरस अ्रमिव्यक्ति सबसे श्रधिक लोक-प्ताहित्य में ही पाई 
जाती है। मानव के हृदय में समथ-समय पर श्रनेक प्रक।र की भाव -उ्मियाँ प्रगट होती 
हैं, वे लोकगीत के रूप में जन-जन में फैन जाती हैं, क्योंकि जनसाधारण उन्हें भ्रपने 
जीवन से सम्बन्धित मानते हुए रुचियूर्वक प्रपना लेता है। लोकगीत श्रनेक प्रकार के होते 
हैं, विविध प्रप्तंगों में व्यक्तिगत भ्रौर सामूहिक रूप से उन्हें गाकर गायक-गण श्रोताप्रों 
को भाव-विभोर कर देते हैं। इसी प्रकार लोक-कथ ऐ भी जन-साध.रण के मनो रंजन 
तथा शिक्षा व प्रेरणा-ग्रहण में सफल माध्यम का काम देती हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक 
सभी कथा-कहानी को बड़ी रुचि से सुनते हैं। भ्रवस्था और रुचि-भेद से कहानियों के भी 
कई स्वर होते हैं, प्रपनी-प्रपनी रुचि के अनुकूल वस्तु प्राप्त होने पर मनुष्य को प्रधिक 
रस व पभ्रानरद प्राप्त होता है। 
भारतीय प्राचीन परम्परा के संक्षरण में राजस्थान सदा से श्रग्रणी रहा है। 
प्राचीन साहित्य, रीति-रिवाज, धर्म, कला व सांस्कृतिक परम्परा राजस्थान में प्राज 
भी बहुत ग्रच्छे परिमाण में सुरक्षितव विकप्तित देखने में श्राती है। प्रन्य प्रान्तों की 
श्रपेक्षा प्राचीन लोक-साहित्य राजस्थान में प्रधिक परिमाण में उपलब्ध है । पाँच सौ 
वर्षों से भी क्‍प्रधिकत समय के लोकगीत व लोककयाएं हस्तलिखित प्रतियों में लिखी हुई 
थ्राज भी हमें प्राप्त हैं। लोक-कथाग्रों को अपने सांचे में ढालकर धर्म॑-प्रचार का माध्यम 
बनाने की परिपाटी अति प्राचीन काल से प्रचलित हे | बहुत-सी लोक-कथाशं ने पुराणों 
में स्थान पाया और पौराणिक कथाप्रों ने विभिन्न रूपों में जनता को अनुप्राणित किया। 
जैन-विद्वानों ने ऐसी लोककथाश्रों के सम्बन्ध में बहुत-से स्वतन्त्र काव्य बनाए प्लौर विक्रम, 
भोज प्रादि की कथाप्रों को भी उन्होंने श्रपनाया । इस तरह छोटी-बड़ी सैकड़ों रचनाएँ 
इन लोक-कथाओ्रों को लेकर रची गई हैं । 
लोक प्रसिद्ध प्रेम-कथाश्रों भ्रौर विशिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में लोक-काव्य, जिन्हें 
लोक-गाथा भी कहा जाता है, बहुत-सी रची हुईं हैं। मौखिक रूप से उनका विरकाल 
तक प्रचार रहा, इसलिए एक ही कथा-गाथा को लेकर छोटे-बड़े कई काव्य व गीत प्राप्त 
होते हैं। कई कई लोक-गीत तो काफी बड़े होते हैं, फिर भी लोक-काव्यों की भ्रपेक्षा वे 


राजस्थानी लौक-साहित्य घ्र्‌ 


लघुकाय ही होते हैं। यहाँ पवंप्रथम राजस्थानी लोक-गाथाओं का संक्षिप्त विवरण दिया 
जा रहा है, किर लोक-गीतों पौर कथाओं की चर्चा की जायेगी । 

राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लौर प्राचीन लोक काव्य 'ढोलामारू 
दृह्म' है, जिसके छोटे-बड़े कई रूपान्तर मिलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी 
से जो इसका संस्करण निकजा है उसकी प्रस्तावना में सम्पादकों ने इसे लोक-गीत की 
संज्ञा दी है। वे लिखते हैं--ढोलामारू काव्य एक लोक-गीत है। प्रारम्भ से लोक- 
प्रिय श्लौर लोगों की जिद्ठा पर रहा है। ऐसे जनप्रिप लोक-गीतों की जो हालत होती है 
वही इसकी भी हुई। समय-समय पर इसमें श्रनेक परिवर्तन और परिवद्धंन हुए। नये 
दोहे श्लौर कई घटनाएँ समय-सम्रय पर इसमें मिलती गईं झौर पुरानी घटनाएँ कभी- 
कभी लुप्त भी होती गई | प्रारम्भ में यह किसी एक लेखक की (सम्भवतः ढोल ढाढी 
जाति के किप्ती व्यक्ति की) रचना रही हो, यह सम्भव है परन्तु इसके वर्तमान रूप के 
निर्माण में तो कोई एक कवि न होकर समस्त जनता ही है।” लोक-प्रिय काव्यों में 
प्राय: ऐसे परिकतंत और १रिवद्धंन होते रहते हैं। 

वोसलदेव रास को भी एक लोक-क्राब्य कहा जा सकता है, यद्यपि इसके रच- 
यिता का नाम भी प्राप्त है। पर यह गीति-काव्य है, कई शताब्दियों तक मौखिक रूप 
से प्रचलित रहा | सतरहवीं शताब्दी में जब इसे लिखित रूप दिया गया तो इसके छोटे- 
बड़े कई रूपान्तर संग्रहीत हुए । छोटा संस्करण १५६ पद्यों में मिलता है श्रौर बड़ा करीब 
३४० पद्यों का। एक संस्करण में यह चार खण्डों में विभक्त मिलता है । दूसरे संस्करणों 
में खंड-विभाजन नहीं मिलता । इसका छन्द भी कोई लोक-प्रसिद्ध तर्ज की तरह का 
लगता है | श्रंतिम पंक्ति 'टेर' की तरह बार-बार दुृहराई गई है। पाठ-भेद भी बहुत 
प्रधिक मिलते हैं। इस रास की जितनी भी प्रतियाँ ग्रभी तक मिली हैं वे सभी जैन- 
लेखकों की लिपिबद्ध की हुई हैं । 

राजस्थान के लोकप्रिय काव्यों में पदमा तेली का 'रुविमिणी-मंगल' प्रमुख है । 
इसकी प्राचीनतम प्रति संवत्‌ १६६६ की हमारे संग्रह में है। उसमें इसका परिमाण 
२७४ इलोक़ों का है, पर ज्यों-ज्यों इसका प्रचार बढ़ा, परिमाण भी बढ़ने लगा। उन्नीसवीं 
शताब्दी में यह परिमाण करीब २५०० इलोकों तक पहुँच गया। श्रर्थात्‌ मुल-रूप से 
करीब दस गुना हो गया। वेंकटश्वर प्रेस से प्रकाशित रुतिमणी-मंगल की प्रस्तावना में 
पदाशिवक रण रामरतन दटक माहेश्वरी ने लिखा है कि यह काव्य उन्हें बहुत ही भशुद्ध 
झ्ौर त्रुटितहूप में मिला था। जोबपुर, नागौर, बीकानेर से ग्यारह पुस्तक उन्होंने 
इकट्ठी की हैं। जहाँ पाठ उन्हें श्रशुद्ध व श्रघूरा लगा, वहाँ नवीन श्रन्तरे, दोहे, सोरठे पद 
बनाकर उसे बहत्‌ 'रक्मिणी-मंगल' का रूप दिया । 

उपरोक्त 'रुकिमणी-मंगल” की तरह दूसरा लोक-प्रिय काव्य है 'नरसीजी रो 
माहेरो' । मुत् रूप में यह काफी छोटा रहा पर इसमें भी बहुत परिवतेन भ्रौर १रिवद्धं न 
हुआ है | इस काव्य के रचयिता का नाम रतना खाती मिलता है । इन दोनों काशब्यों के 
प्रचार और लोक-प्रियता के सम्बन्ध में स्वामी नरोत्तमदासजी ने लिखा है कि, महपुरुष 
नरसी के एक जीवन प्रसंग को लेकर रतना खाती ने 'नरसीजी रो माहेरो' नामक काव्य 


यरे राजस्थानी साहित्य 


राजस्थानी भाषा में लिखा | यह काव्य ऐसा सुन्दर बना है कि इस कोटि की रचनाएँ 
दूँढ़ने पर ही मिलेंगी । राजत्थान में इसका बड़ा प्रचार रहा है भौर प्रब भी है। 
राजस्थानी साधारण जनता में दो काव्य बड़े ही लोकप्रिय हुए--एक तो 'नरसीजी रो 
माहेरो,' दूसरा 'कृष्ण-सइविमणी रो व्यः्वलो ।! इन दोनों के रचयिता उन जातियों में 
उत्पन्न हुए जिन्हें साधारणतया समाज के नीचे स्तर में स्थान मिला है। प्रतिभा केवल 
ऊँची कहलाने वाली जाति की सम्पत्ति नहीं है। व्यावला महाकाव्य है भौर माहेरो को 
हम खण्ड-काव्य कह सकते हैं। राजस्थान में ये पढ़े उतने नहीं जाते जितने गाये जाते हैँ । 
रात्रि के समय स्त्री-पुषष मन्दिर भ्रादि किसी जगह एकत्र हो जाते हैं श्रोर गायक मंडली 
प्पने बाजों के साथ ग्रा जमती है। कोई ढोलकी बजाता है, कोई छमछमा भर कोई 
सारंगी। मंडली में से एक श्रादमी एक एक पंक्ति गाता है। दूसरे लोग उसी तरह दृह्राते 
हैं। इप प्रकार कई दिनों तक यह गायन चलता है। समाप्ति के दिन रुपये तथा कपड़ा 
ग्रादि के बढ़ावे द्वारा गायक मंडली का सत्कार किया जाता है । 

ऊपर जिन चार काब्यों का उल्लेख किया गया है उनकी लिखित प्रतियाँ भी 
मिलती हैं श्रौर तीन में तो रचपिताओ्रों के नाम भी हैं इसलिए इन्हें लौकिक शैली 
के या लोकप्रिय काव्य कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। यहाँ उनका उल्लेख इसी लिए किया 
गया है कि जनता के द्वारा इनमें बहुत कुछ भ्रब बढ़ाया गया है । इसलिए यह किसी 
एक व्यक्ति की रचना वर्तमान रूप में नहीं रह गई है । 

प्रब मोखिक रूप से जो राजस्थानी लोककाव्य इधर कुछ वर्षों में संग्रहीत 
किये गए हैं उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 

राजस्थानी साहित्य के विश्चिप्ट उद्धारक झोर प्रालोचक रवर्गीय सूयंब.रणजी 
पारीक की प्रेरणा से श्री गणपति स्वामी ने दो बड़े लोकमीतों का संग्रह किया, 
१. डीण माता रो गीत, २. डंगजी जंवारजी रो गीत । इन दोनों का संपादन स्वामी 
नरोत्तमदास जी ने करके इन्हें 'राजस्थान-भारती' श्रौर 'राजस्थानी' में प्रकाशित 
किया। 'जीण माता रो गीत' में भाई और बहन के नि३छल प्रेम का जैसा सुन्दर भौर 
सरस निरूपण है, वसा ग्रन्यत्र दुलंभ है। जीणमाता के गीत के सम्बन्ध में संपादक 
श्री स्वामीजी ने लिखा है कि 'जीणमाता का मंदिर राजस्थान का सुप्रसिद्ध तीथे है, यह 
मंदिर शेखावाटी के पहाड़ों में है। इससे कुछ दूर १र हर का पहाड़ है, जहाँ ह्षनाथ 
भेरव का स्थान है। जीणमाता का गीत राजस्थानी साहित्य की श्रपृवं निधि है । गीत 
बहुत बड़ा है।' 

“मरुभारती' में इसका (संग्रहीत) पूरा अंश छपा है। “राजस्थान भारती' में 
प्रंत का कुछ अंश छपना बाकी रह गया था । संगृहोत अंश के श्रतिरिक्त मौखिक रूप 
से और भी कुछ पाठ प्रचलित होना संभव है । बोजचाल की सरल भाषा के भावों का 
सुर्दर निरूपण देखिये-- 


राजस्थानी लोक-साहित्य 


हरसा धीर महारा रे 


जामण शा रे जाया 
हरसा बोीरा म्हारा रे 
जामण रा रे जाया 
हरसा बीर म्हारा रे 
जामण रा रे जाया 
हरसा भाई सहारा रे 
जामण रा रे जाया 
हरसा भाई म्हारारे 
म्हारो मा रा रे जाया 
हरसा भाई म्हारा रे 
जामण रा रे जाया 


रे 


जीण 

दर तो धांधू में जलध्यां दो जणा 
हरस बड़ो भर छोटी जीण । 
पझपणी माता के रे जलम्यां दो जणा 
मा-बाबल लोस्पा मेरा राम 

जलमो रो जापो रे भावज सखोसियो | 
सहारो कोई कुल में साथी नांय 
अंबर तो पटकी रे घरती सांभली 
जे म्हारी होती जग में माय 
झकन-फंवारी न नांय रे घिडारती 
कुण पंछे नेणां हंदो नीर 

कुण रे सिलाबे जलतो हीवड़ो 
फुण फेरे सिर पर महारे हाथ 
कुण बुचकारे सीठा बोलड़ां 


दूसरे बड़े गीत 'डूंगजी जंचारजी' को गायक जब भ्रपने वाद्य के साथ गाकर 


सुनाते हैं तो एक समा-सा बँघ जाता है। गणपति स्वामी संग्रहीत यह गीत "राजस्थानी 
(निबन्ध माला) के प्रथम भाग में छपा था । श्री दौलतपधह लोढा 'अ्ररविन्द' ने भी 
इसे मौखिक रूप से संग्रहीत कर स्त्रयं प्रकाशित किया है | डूंगजी जंवारजी श्रपने 
समय के प्रसिद्ध धाड़वी थे, पर ग्रवनी विशेषता से वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए । उनके सम्ग्रन्ध 
में राता लक्ष्मीकुमारी चड़ावत ने प्रच्छा प्रकाश डाला है । 

तीसरा प्रसिद्ध लोकगीत 'तेजाजी ज!ट' का जाटों में काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने 
गोरक्षा के लिए प्रपने प्रणणों की बाजी लगाई थी। श्रो गणपति स्वामी ने तेजाजी का 
गीत लोक-मुख से संग्रहीत किया। 'मरु-भारती“-वर्ष १, अंक २ में उनका लेख 'गौभक्त 
त्तेजाजी' शीषंक से प्रकाशित हुआ है। 'राजस्थान भारती' में मेरा एक लेख छपा है, 
जिसमें संग्रहीत श्रन्य गीत भी दे दिये गए हैं। तेजाजी सम्बन्धी हाडौती प्रदेष् में प्रचलित 
गीत ग्वालियर के पं० रामचन्द्र भालेराव ने प्रकाशित किया है। 

श्री गणपति स्वामी ने 'माता ग्रूजरी रो पवाडो' नामक एक लोककाव्य भी 
संग्रहीत किया था भौर वह 'मरु-भारती' वर्ष ४, श्रंक ४ में प्रकाशित हो चुका है । 

गोपीचन्द भतृ हरि के लोककाव्य भी राजस्थानी में पाये जाते हैं । श्री दौलत- 
घिह लोढा के संग्रहीत “राजा भरतरी' नामक काव्य 'र।जस्थान भारती' भाग ६ श्रंक 
३ में प्रककशित हुआ्ना है। उसका प्रारस्भिक पद इस प्रकार है :--- 


धन ने जोवन-माया पावणी जी । 
जाता नहीं लागे वार, सतका भरतहरि जी । 


राजस्थानी भाषा के लोक-काव्पों में सबसे प्रसिद्ध 'पाबूजी का पवाड़ा' है । 


द्र्ड राजस्थानी सांहित्य 


पाबू जी राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध वीर हुए हैं ! वे मारवाड़ के राव सींह्दो बरी 
राठौड़ के पौत्र भौर धांघलजी के छोटे पुत्र थे । देवल चारणी की गायों को प्रातताथियों 
से छुड्ाने में इनके प्राण गये। अपने दिये हुए वचन का पालन करने के लिए वे विवाह 
की वेदिका से ठीक विवाह के बीच उठकर चल दिये थे । सोढा वंश की राजकुमारी 
सोही जी से उतका विवाह हो रहा था। इघर देवल चारणी ने भ्रपनी गायों के भ्रप- 
हरण की पुकार इन तक पहुँचाई भ्रतः पाबूजी गौ-रक्षा के लिए चल पड़े श्रौर युद्ध में 
मारे गए। सोढीजी के पवाड़े का कुछ श्रश यहाँ दिया जा रहा है जिससे हसकी भाषा 
भ्रौर शैली का कुछ परिचय हो जायेगा-- 

बेठी सोढी रंग-मेलां-रे माँय 

कोई, मोतीड़ा तो पोव॑ नौसर हार-रा ए भोरी सदृयाँ । 

बांबे-दयाणं भोजायां-री बाड़, 

कोई, च्यारुं तो पासाँ बंठी सात सहेलड़ी, ए मोरी सइयाँ। 

पोयी सोढी लंड दोष र च्यार, 

कोई, मोतीड़ा तो पोया पूरा डोढसों, ए मोरी सहृयाँ । 

ध्राई-प्राई राठोड़ां री धाड़, 

कोई, सोढो जी र॑ मंलां तले कर नोसरी, ए मोरों सइयाँ। 

माची माची घुड़लां-रो धमसाण, 

कोई, घुड़लां-रो टापां सूं घरती थरहरो, ए मोरी सइयाँ। 

गूंज्यौ गृंज्यो सोढीजी रो कोट, 

कोई, रंग मेलां-रा धड़कया बारो-बारणा, ए भोरी सहृयाँ। 

लोयां छो सोढो सोवन याली हाथ, 

कोई, हाथां-री थाली-रा मोती तरसल्या, ए मोरी सहयाँ । 


पाबूजी राजस्थान में लोक-देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनके पुजारी पाबूजी 
के पवाड़े गाया करते हैं, पवाड़ों की संख्या ५२ बतलायी जाती है पर श्रभी तक संग्रहीत 
पवाड्टों की संख्या बहुत थोड़ी है। संभव है कुछ तो भुला दिये गए हों प्रौर कुछ पवाड़ों 
की संख्या बतलाने में भ्रतिशये।क्ति हो | इतने बड़े काव्य को कोई एक व्यक्ति याद नहीं 
रख सकता एवं मोखिक रूप से जो काव्य प्रसिद्ध होता है, उसमें कुछ कड़ियाँ भूल 
जाने पर नई जोड़ दी जाती हैं। रोचक्रता बढ़ाने के लिए भी गायक लोकरुचि व अपनी 
पसंद के श्रनुसार परिवतंन एवं परिवद्धंन कर देते हैं । पाबृजी के पवाड़ों में से 
सोढीजी रो पवाड़ो, व्यावरों पवाड़ो, सत्यिं रा पवाड़ा, भाटियांरी राषड़ रो पबाड़ो, 
नानड़ियां रो पवाड़ो भोर चौपड़ रो पवाड़ो छप चुके हैं। पाब्‌जी की फड़ भर्थात्‌ वस्त्र- 
पट पर उनके जीवन-प्रसंगों का प्रंकन प्रदर्शन किया जाता है। 

इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्चिद्ध पवाड़ा 'निहालदे सुलतान' का भी राजस्थान 
में बहुत प्रसिद्ध है। श्रो गणपति स्वामी ने 'मरु भारती '-वर्ष २, अंक ३ में इसकी कथा का 
परिचय देते हुए पवाड़े का कुछ अंश भ्रपने लेख में दिया है। उन्होंने लिखा है--हमारा 


राजस्थानी लौक-साहित्यं ६५ 


राजस्थानी लोक-साहित्य एक महा समुद्र है जिसमें भनेक प्रमूल्य रत्न भरे हैं। गोत- 
कविताों के प्रतिरिक्त इसमें बड़े-बड़े प्रबन्ध काव्य भी हैं, जिनमें निहालदे सुलतान 
सुविशाल और प्रद्वितीय है। यह काव्य राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है श्लौर इसकी 
लोकप्रियता इसी से प्रकट है कि यह राजस्थान की प्रायः सभी विभाषाश्रों में प्रचलित 
है। हम एक ही समय मारवाह़, शेखाव।टी भौर तोरावाटी के तीन जोगी-गायकों को 
पास-पास बिठाकर इसे जोधपुरी, शेखावाटी भौर न।रनौली-विभाषाझों में सुन सकते हैं 
परन्तु विभाषान्तर होने पर भी इसकी रोचकता में कोई कमी नहीं भा पाती है। इसके 
मूलरूप व रचनाकाल का पता लगाना दुष्कर है। यदि वह किसी एक रचनाकार की 
रचना है तो वह कोई प्रवश्य ही महान्‌ रचनाकार रहा है। कुछ लोगों के भनुमान से 
वाबू काव्य' के रचयिता भोपे तथा “निहालदे सुलतान' के निर्माता जोगी लोग हैं प्ौर 
उन्होंने भी एक-एक इंट लगाते-लगाते इतने बड़े भवन खड़े कर दिये हैं । कुछ भी हो 
इनमें परिवर्तन झ्ौर परिवद्धंत भ्रवध्य हुआ है भोर हो रहा है । यद्यपि भ्रब॒ तक 
राजस्थानी के विद्वानों नें पाबू' तथा 'निहाल दे सुलतान' के पवाड़ों को महाकाव्य नहीं 
माना है, पर हमारी समझ से तो ये दोनों ही महाकाव्य हैं। 

“'निहालदे सुलतान' ५३ साखों में समाप्त हुप्रा है । साखों शब्द शारदा से 
बना है प्रौर इपका भ्रभिप्राय यहाँ खंड, परिच्छेद व सर्ग से है। प्रतः इतने बड़े प्रबन्ध- 
काव्य को साखा' नाम से पुकारना उचित नहीं जंचता । यह एक स्गबद्ध प्रबन्ध-काव्य 
है भौर इसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पूर्वाद्ध दुःखान्त है भोर उत्तराद्ध 
सुश्वान्त है। पूर्वाद्ध निहालदे के जीवनोत्सर्ग के साथ-साथ समाप्त हो जाता है। पूर्वार्ड 
में कथानक की मार्भिकता इतनी भसह्य प्लौर द्वावक हो गई है कि पाषाण हृदय भो 
पिघल जाता है। यही इस काव्य की सफलता है। निहालदे राजस्थानी साहित्य की 
प्रमूल्य निधि है भौर यह विश्व के किप्ती भी विरह-प्रधान काव्य की तुलना में नि:संकोच 
रखा जा सकता है । यह विरह की बलिदान-माला की वह सुमेर मणि है जिसकी 
धाभा से प्रन्य मणियाँ भी भ्रालोकित हो उठती हैं। इसमें सांस्कृतिक चेतना तथा 
स्त्री-समाज के लिए भादर्श की प्रतिष्ठा है श्रौर है इसमें महाकाव्य की भांति नारी- 
जाति के लिए प्रमर सन्देश । निहालदे प्रकाशन से राजस्थानी का गौरव तो बढ़ेगा द्वी, 
हिन्दी साहित्य में भी एक ज्वलंत नक्षत्र का उदय होगा । 

श्री गणपति स्वामी ने 'निहालदे सुलतान' के पवाड़े के जो श्रंश अपने लेख 
में दिये हैं, उनकी भाषा शेखावाटी की है। संभव है कि शेखाबाटी भाषा वाले 
पवाड़े को वे पूरे रूप में नहीं लिख पाये पर डॉ० कन्हैयालाल सहल ने जयदयालजी 
नाथ से सुनकर 'निहालदे सुलतान' के पवाड़े लिपिबद्ध करवा लिये हैं, उनकी भाषा 
नारनौली या तोशवारी मालूम देती है। संग्रहीत पव्राड़ों का कुछ श्रंश 'मस्भारती' 
वर्ष ६, भ्रंक १ में छतवा था, फिर पवाड़ों की कथा का सारांश छपता रहा जो स्वतंत्र 
रूप से भी दो भागों में प्रकाशित हो चुका है। श्री लक्ष्मीनिवास बिड़ला का इस कथा- 
सम्बन्धी एक उपन्यास भी छप चुका है। 

तीसरा बड़ा लोक-काव्य बगड़ावत है। झासिद में बगड़ावत देवनारायण का 


5६ राजस्थानी साहित्य 


मन्दिर है। यहाँ के गूज़र भादि बगड़ावत काव्य को कई दिनों तक गाया करते हैं। 
बगड़ावत काव्य का उल्लेख श्री हरप्रसाद शास्त्री ने एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल से 
प्रक!शित राजस्थानी साहित्य सम्बन्धी अपनी खोज-रिपोर्ट में भी किया है। 

बगड़ावत काव्य को लिपिबद्ध करने का प्रयत्त कई व्यक्तियों ने किया है । 
रानो श्री लक्ष्मीरुमारी चूड़ावत ने 'मरुभारती” में प्राप्त अंश छपवाया है। 'देवजी 
की पड़' के नाम से यह ग्रन्थ नवयुग ग्रन्य कुटीर, बीकानेर से प्रकाशित हुआ्ना है। श्री 
पुरुषोत्तमलाल मेनारिया से मैंने उनके नकल किया हुआ बगड़ावत का श्रृंश मंगवाया 
था और बगड़ावत कथा के साथ उस अंश का कुछ उद्धरण मरुभारती' वर्ष ४ अंक २ में 
प्रकाशित किया था । 

श्री दौलततिह लेढ़ा, कानसिंह रावत, नानालाल नाथ ने भी बगड़ावत को 
लिपिबद्ध करने का प्रयत्व किया था पर काव्य काफी बड़ा होने से संभवत: पूरा 
संग्रहीत नहीं हो पाया । वास्तव में कई व्यक्तियों से सुनकर संग्रहीत किये बिना पूरा 
संग्रह हो भो नहीं सकता । राजस्थान संगीत नाटक श्रकादमी, जोधपुर ने इस काव्य 
के गायकों द्वारा कुछ अंश रिकाडिग करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । लोक-काव्यों 
का संगीत की दृष्टि से भी विशेष महत्त्व है। श्रलग-अलग काव्य अलग-भलग वाद्यों पर 
गाये जाते हैं | लोक-देवता गोगाजी व रामदेवजी सम्बन्धी भाषाएं भी मिलती हैं। 

महाभारत भी एक लोक-काव्य के रूप में राजस्थानी भाषा में गाया जाता है। 
उसके कुछ खण्ड भारतीय विद्या मन्दिर शोध संस्थान ने लिपिबद्ध किये हैं । 

डूंगरपुर के ऐतिहासिक लोक-काव्य 'गलालैंग” को डॉ० एल० डी० जोशी ने 
संग्रहीत कर रखा है। इस काव्य के सम्बन्ध में उनका एक लेख 'राजस्थ;न भारती' में 
भ्रभी प्रकाशित हुप्ना है। 

लोक-काब्यों को कई विद्वानों ने लोक-गाथा की संज्ञा भी दी है। राजस्थानी 
लोक-गाथाप्रों के सम्बन्ध में डॉ० के० कुमार ने संक्षेप में सुन्दर प्रकाश डाला है। ये 
लिखते हैं : 

“राजस्थान लोक-गाथा की दृष्टि से ग्रत्यन्त समृद्ध है। लोक-गाथा, लोक- 
साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। लोक-गाथा से हमारा तात्पय लोक-प्रबन्ध से है 
जिसमें एक विशाल कथा रहती है और जो गेय होता है। लोक-गीत में जहाँ जीवन 
की लघु भाव-लहरियाँ तरंभित होती हैं, लोक-गाथा में जीवन की समस्त भावधाराएँ 
उद्याम वेग से प्रवाहित रहती हैं। लोक-गाथा का निर्माण ही बृहद्‌ आदर्श की स्थापना 
भौर महान्‌ चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए होता है। राजस्थानी लोक-गाथा साहित्य 
अपने में पूर्ण है, जहाँ तक हक प्रोर साहित्यिक गुणों का प्रश्न है, संदेह को कोई 
स्थान नहीं। इन लोक-गाथाझों का वास्तविक महत्त्व तो सांस्कृतिक और सामःजिक 
दृष्टिकोण से है। राजस्थानी लोक-गाषाएँ, यहाँ की संसक्ृति को सच्चे रूप में व्यक्त 
करती हैं। इनमें विषय की विविधता है। प्रत्येक भ्रवस्तर, जीवन का प्रत्येक पहलू इनमें 
प्रकट हुप्ना है। वीर, श्ंगार, करुण, हास्य, निर्वेद श्रादि मूल भावनाप्रों का सफल 
चित्रीकरण इन लोक-गाथाश्रों में है । 


राजस्थानी लोक-साहित्य ६३ 


राजस्थानी लोक-गाधाप्नों का वर्गीकरण इन क्षीर्षकों के भ्रन्तगंत किया जा 
सकता है । 

(क) बीरकथात्मक : इस समूह में हूम उन लोक-गाथाम्रों को रखते हैं, जिनका 
वण्ये कोई वीर है, ऐसा वीर जिसने परार्थ अथवा किसी प्रतिज्ञा श्रथवा किसी की रक्षा 
में प्राण न्‍्यौछावर किये हों। राजस्थान में पाबू जी, गोग[जी, तेजाजी, बगड़ावत, गलालेंग, 
डंगजी, ज्वारजी आदि ऐसी ही वीरकथात्मक लोक-गाधाएँ हैं। यह भावश्यक नहीं कि 
वीर के प्रतिरिक्त भ्रन्य रसों का समावेश इनमें न हो। रस इनमें शभ्रन्य भी होते हैं पर 
प्रभाव की एकता की दृष्टि से प्रधानता करुणांत वीर की ही रहती है । 

(ख) प्रेमकथात्मक : राजस्थान की प्रेमकथात्मक लोक-गाथाएं भ्रत्यन्त मधुर 
एवं भावपूर्ण हैं। शास्त्राय राग्रों के प्रावरण में वे और भी हृदयद्रावक हो उठते हैं। काफ़ी, 
मांड, सोरठ भझ्रांदि करुण-भाव प्रधान रागनियों का प्रयोग ही इन गाथाश्रों में होता है । 
प्रेम-गाथाम्रों के वर्ग में हम ढोला-मारू, जलाल-बूबता, सोरठ झौर नागजी-नागवंती 
लोक-गाथाभ्रों को रखते हैं। ढोला-मारू, जलाल-बूबता, सोरठ झोर नागजी के दोहे 
हमने स्वयं जोधपुर के श्री नूर मोहम्मद लंचा से सुने। श्रतएव ये चार अत्यन्त जीवन्त 
लोक-गाथाएँं हैं । 

ढोला-मारू के सम्बन्ध में एक मतभेद है। कुछ व्यक्ति उसे प्राभिजात्य साहित्य 
की कृति मानते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति अपनी ग्रल्प जानकारी का परिचय देते हैं। 
ढोला-मारू प्रेमगाथा के रूप में तरहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। श्राभिजात्य रूप की 
प्रेरणा का स्रोत भी यही लोक-प्रचलित कथा है। लोक में यह कुछ प्ननगढ़ रूप में थी, 
कुशललाभ कवि ने इसे संस्कृत रूप में प्रस्तुत किया । 

(ग) रोमाँच कथात्मक : दस वर्ग में हम राजस्थानी लोकगाथा 'निहालदे 
सुलतान' को समादुृत करते हैं। यद्यपि यह गाथा सुल्तान के बी रतापूर्ण कार्यों से संबद्ध 
है, तथापि इसमें रोमांचपूर्ण अतिमानवीय तत्त्वों का समावेश अत्यधिक है, श्रतएवं हमने 
इसे इस शीष॑क के अ्रन्तगंत रखा है। इस लोकगाथा का रूप श्रीयुत डॉ० सहल, पिलानी 
के पास सुरक्षित है। 

(घ) पौराणिक : राजस्थान में पुराणों एवं महाभारत में लिखित गाथाएँ भी 
गायी जाती हैं। सच तो यह है कि पुराणों और महाभारत भ्रादि में जो कथांश हैं वे 
लोक से ही संग्रहीत हैं। हमारी यह मान्यता है कि पुराणों का विकास, लोक-मानवीय 
प्रवृत्तियों के श्र।धार पर हुआ है, वयों कि सभी श्राभिजात्य साहित्य के मूल लोक-साहित्य 
में होते हैं। लोऋ-प्रादर्शों का निरूपण इन पौराणिक लोक-यग।थाश्रों में मिलता है। 
उदाहरण के लिए 'प्रहमदों' (अभिमन्यु) की गाथा ली जा सकती है। इसमें सुभद्रा 
झौर भ्रजु न के विवाह के सम्बन्ध में एक भ्रौर ही बात मिलती है। गाथा में बतलाया 
गया है कि सुभद्रा कोमार्यावसस्‍्था में ही गर्भवती हो गई थी, इसलिए कृष्ण ने झ्रजुन से 
उसका विवाह सहमति से नहीं वरन्‌ आग्रह पूर्वक कराया। हो सकता है, यही प्रसंग 
सच हो पर महाभारतकार ने ऐसा नहीं कहा है। राजस्थान में भ्रब तक संगृहीत ऐसे 
काव्य जिनकी कथा महाभारत, पुराण झादि में हैँ, इस प्रकार हैं“ ( १) पावंती विवाह 


दें राजस्थानी साहित्म 


व्यावलो, (२) रुविमणी विवाह, (३) नरसी, (४) गणगौर, (५) श्रांब(रस प्रसंग 
(भ्रा्भरस), (६) भीमो भारत, (७) सैंत गडी, (८) द्रुपदा रो भवतार, (६) भह- 
मदो भादि । 

(ड) निर्वेद कयात्मक : इस वर्ग में हम गोपीचन्द झौर भतृ हरि लोक कथाप्रों 
को रखते हैं । 

उपयुक्त सभी लोक-गाथाप्रों के राजस्थान में विशेष गायक होते हैं । ये जोगी 
भोपा, लंघा आदि हैं। इनके श्रनेक इष्ट होते हैं। कोई-कोई गायक तो एक गाया के 
ग्रतिरिक्त श्रन्य गाथा गाते तक नहीं। ये सारंगी, इकतारा, रावणह॒त्या, डमरू श्रादि 
वाद्य-यंत्रों का उपयोग भी करते हैं। कई गाथाशों में लोक-चित्रपट (फड़) का प्रयोग 
भी होता है । 

राजस्थानी लोकगाथा साहित्य उभिल प्रथाह सागर है । इसमें विविध रंगों की 
भावोरमियां हैं। इसमें संस्कृति के भनमोल मुक्ता हैं। राजस्थावी लोक-गाथाएँ राजस्थान 
की गौरव-सामग्री है। 

राजस्थानी लोक-गाथा साहित्य में राजस्थान की लोक-संस्कृति भली-भाँति 
व्यक्त हुई है। लोक-जीवन का पूर्ण चित्र लोक-गाथाओं में प्रकट हुप्रा है। राजस्थानी 
संस्कृति को विद्वानों ने वीर-संस्कृति कहा है । यहाँ के कण-कण में वीरों के बलिदान 
की कहानी अंकित है । इन वीरों के कुछ श्रादर्श हैं, ये प्रादशे बीरों के सामान्य ग्रुण हैं 
भौर सभी वीर इनका पालन श्रपना धर्म समभते हैं । लोक-गाथाओं में वणित ये धर्म 
इस प्रकार हैं--वचन-निर्वाह, गौ-रक्षा, स्त्नी-रक्षा, भसावधान (शरणागत, निःशस्त्र 
एवं विपन्न) शत्रु को भ्रवध्यता, वत्सलत्ता, युद्ध में प्रपराइमुखता भौर दानशीलता। 
लोक-गाधथाओ्रों में वणित वीर, प्राण देकर भी इन धर्मों का पालन करते हैं। वीर- 
संस्कृति के कुछ रीति और व्यवहार भी होते हैं जो बीरों में परम्परा से प्रचलित रहे 
हैं। युद्ध वीरों के लिए पं सदृश मंगलमय होता है । युद्ध में जाने से पूर्व उसी प्रकार 
साज-सज्जा करते हैं जिस प्रकार दूल्हा वधूगृह जाने से पूर्व । कुछ व्यवहार इस प्रकार 
है--पाँचों वस्त्र भ्ौर पांचीं शस्त्र धारण करना, पत्नी द्वारा भ्रारती उतारा जाना, 
भ्रदवरंजन बीड़ा डालना, धर्मे-युद्ध करना, भ्रमल श्रोर मदिरापान । 

बीर संस्कृति के अतिरिक्त, राजस्थानी लोक-गाथाझ्रों में समाज का भी चित्र 
है । इन लोक-गाथाओ्रों में छत्तीस जातियों का उल्लेख है । लोगों के वर्णानुसार कार्ये 
करने का वर्णन है। व्यायारी-वर्म का श्रलग से उत्लेख है। समाज में अमभिचार साथता 
के प्रचलित होने का संवेत है। लोक-गाथाझ्रों में वणित सामाजिक रौतियाँ ये हैं--- 
पुत्र-जन्म पर किये जाने वाले रीति-व्यवहार, विवाह, दूल्हे को वेशभूषा, विवाह-विधि, 
सती-प्रथा, त्योहार, राजस्थानी वेशभूषा, श्राभूषण-वर्णन (स्त्री भर पुरुष) प्रादि। 
लोक -विश्वासों का भी विस्तृत विवरण इन लोक-याथश्रों में है । 

प्रकृत्रिम ता, लोक-गाथा को विशेषता है। साहित्यिक नियमों का पालन लोक - 
गाथाकार नहीं करता, तब भी भ्लंकार, रस, लोकोक्ति, मुहाबरे झ्रादि लोक-गाथाप्नों 
में हैं। पं० बालकृष्ण भट्ट के शब्दों में सच्ची कविता का लसरा इनमें है। इनकी दृष्टि 


राज॑स्थानी-लोक-सा हि्त्य ६६ 


से राजस्थानो गाथाप्नों में तीन रस प्रमुख हैं---श्रंगार, वीर भौर करुण । ये रस प्रपने 
प्रकृत रूप में प्रकट हुए हैं। 

लोक-गायथाएँ लोक-मानस-प्रजित हैं। झतएव लोक-मानसी य प्रवृत्तियाँ भी लोक- 
गाथाओं में प्रनिवायं रूप में मिलती हैं। लोक-मानवीय प्रवृत्ति का एक रूप प्ति- 
मानवीय क्रिया-कलाप और अलौकिक पात्रों का उपयोग है। इसीलिए लोक-गाथाश्रीं 
में उड़ने वाले अश्व, मानव-बाणों में बोलते हुए धुक, मैना तथा दैत्य प्रादि मिलते 
हैं।” (सम्मेलन पत्रिका, म० प्र० सं० ४) 

इयाम परमार ने भ्रपने पुरानी वीर गाधाएँ झौर नये संदर्भ” नामक लेख में 
लिखा है--कुछ घटनाएँ ग्रयवा गाथाएँ प्रान्तों के बाहर लोकप्रियता प्राप्त कर लेती हैं। 
ऐसी घटनाएँ युद्धगयत कम किन्तु प्रेमविषय भ्रधिक होती है। लेकिन लो घटनाएँ बी रदपं 
से भरी होतो हैं उन्हें भी भाषाओं की सीमाएँ बाँध कर नहीं रख सकती । वीरकाव्य में 
राजपूतों के तेबर इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। ज॑सलमेर भ्रौर जोधपुर की सीमाग्रों के 
पास प्रमराणा नामक स्थान है । यहाँ के सोढ़ा किसी समय बहादुरी के लिए बहुत 
प्रसिद्ध थे। उतकी राजधानी प्रमरकोट थी, जिसे बाद में मुसलमानों ने हथिया कर 
उम्का नाम उमरकोट कर दिया। उमरकोट प्राजकल पाकिस्तान में है । प्रसिद्ध गाथा 
'मूमल' का नायक महेन्द्र इती स्थान का भ्रधिपति था। सन्‌ १८१३ में तालपुर के मीर 
ने सोढ़ाग्रों से भ्रमरकोट छीन लिया था। बाद में यह स्थान अंग्रेजों ने ले लिया । सोढ़ा 
राजपूत सन्‌ १५१३ से ही उसे पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध करते रहे। सन्‌ १८५७ 
में राणा रतनापिह ने सेना एकत्रकर इस स्थान को लेता चाहा और श्रंग्रेजों के विरुद्ध 
युद्ध ठान दिया । रतन भिह से सम्बन्धित गीतकथा 'रतनराणो' ध्राज भी छूती हुई धुन 
में भ्ररावलों की पहाड़ियों भौर प्रमराणा में सुनी जाती है । 'जयमल मेड़तिया', 
अपरत्तिह्द राठोड', दुर्गादास', झाउवा ठाकुर', गोराहुटजा', नत्यूसिह दैवड़ा', 'डूंगजी 
जवारजी' झादि कथाएँ राजस्थान के लंगे, भोपे भौर मिरासी गाते फिरते हैं। राजस्थान 
की एक झौर गाथा है--'बगड़ावत' । यह लम्बी रचना है, और बहुत कम लोग सम्पूर्ण 
गा पाते हैं। रावणहत्ता पर भोपे चब 'पड़” गाने बैठते हैं तो एक मध्यकालोन सामन्ती 
वातावरण इन गाथाश्रों के साथ उभर झाता है । 

कुछ गाथाएँ दूर तक पहुँचती हैं। जगदेव पेवार सम्बन्धी गाथा ब्रज, मालवा 
झौर राजस्थान में एक साथ प्रचलित हैं। उसके बिखरे कथा-वृत्त सौराष्ट्र भौर गढ़वाल 
में भी मिलते हैं। गढ़वाल में किसी समय परमारों का प्रभाव था। कत्यूरी के बाद वहाँ 
बारहवीं शताब्दी के भ्रारम्म में पंचारों का शासन हुप्रा। राजस्थान में प्राप्त गाथा में 
उल्लेख झाया है कि जगदेव श्रनहिलवाड़ा पाटन के घिद्धराज जयभिह (१२वीं शती) 
के यहाँ भृत्य था । उसकी जय] से स्पर्द्धा हो गई । इस स्पर्धा का प्रन्त उसने चामुण्डा 
की उपाधिका कंकाली को प्रपना शीश भ्पित करके किया । इसीलिए जगदेव नाम के 
साथ कहीं-कहीं कंकाली शब्द जोड़ा जाता है। हरियाना की एक गाथा “भुरा बादल! 
राजस्थान से झ्ायी है। इसपर प्रलाउद्दीन खिलजी के श्राक्रमण तथा पर्मचिनी के लिए 
भौमसिह को बन्‍्दी बनाने के प्रसंगों की भपरोक्ष छात्रा स्पष्ट है। 


७ 
राजस्थानी लोक-गीत 


राजस्थान जितना विशाल है उसका साहित्य, विशेषकर लोक-भोतों की संख्या 
भी प्रति विज्ञाल है। राजस्थान के कुछ भागों में जल की चाहे कमी रही हो पर भावों 
की रस-धार अजस्न रूप में सवंत्र समभाव से बहती रही है । इन लोक-गीतों में भ्रपने 
प्रान्त की कुछ मौलिक विशेषताएं भी हैं, ज॑से राजस्थान के पृरुष अपनी वीरता के 
लिए झौर ना रियाँ प्रपने सतीत्व श्रौर तेजस्विता के लिए विख्यात हैं। परत: राजस्थानां 
साहित्य में वीर-रस का परिपाक और नारियों के उदात्त-चरित्र का वर्णन प्नधिक पाया 
जाना स्वाभाविक है। ऐसे वीर एवं उदात्त-चरित्न वाले व्यक्तियों के भ्रादर एवं गुण- 
गान में, जन-हृदय का भी सदा साथ रहा है। इसलिए राजस्थानी लोक-गीतों की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि वे ऐतिहासिक व्यक्तियों से बहुत सम्ब्रन्धित हैं । 

कई वीर-पुरुष लोक-देवों के रूप में श्लौर नारियाँ देवियों के नाम से पजो 
जाती हैं। उनके गीत विविध प्रसंगों में, मांगलिक कार्यों में, उत्सवों में सर्वप्रथम बड़े 
भादर के साथ गाये जाते हैं, भर्थात्‌ गीत-ध्वनि के साथ ही उनका आरम्भ होता है । 


प्राचीन लोक-गीत 

लोक-गीतों की प्राचीनता तो मानव-जीवन की प्राचीनता जितनी ही है, पर 
उपलब्ध रूप में मौखिक रहने के कारण वे भ्रधिक प्राचीन नहीं पाये जाते हैं। जो कुछ 
गीत परम्परा को दृष्टि पे प्राचीन हैं, उनमें भी देश श्रौर काल के भेद से भाषा आदि 
में परिवर्तन हो ही जाता है, फिर भी यह गौरव के साथ कहा जा सकता है कि राज- 
स्थान के प्राचीन लोक-गीतों की जितनी श्रधिक जानकारी भ्राज हमें प्राप्त है उतनी 
भारत के भ्रन्य किसी भू-भाग के गीतों की नहीं। इसका प्रधान कारण यह है कि जैन- 
मुति सदा से लोक-जोबन से भ्रधिकाधिक सम्बन्धित रहे हैं। वे जहाँ कहीं गये, वहाँ की 
लोक-भाषा भौर लोक-रुचि का भ्रादर करते हुए प्रपना साहित्य-सर्जन सहज रूप में 
पधिक-से-प्रधिक व्यक्तियों को लाभ पहुँचा सके, इस दृष्टिकोण से लोक-भाषा में जनता 
की रुचि को ध्यान में रखकर करते गये। सोलहबों शताब्दी के झ्रास-पास उन्होंने जन- 
साधारण की रुचि, लोक-गीतों के सुमधुर गायन को प्रोर प्रधिक भ्राकधित देखी तो उन्होंने 
उन गीतों को तजों (ढालों ) में रास श्रादि चरित-काव्य एवं झ्ौपदेशिक तथा भक्ति-काव्य 


शजस्थानी लोक-गौत ६१ 


का निर्माण घुरू किया । जन-साधारण कौन-सी रचना को किस राग या लय में गाए, - 
इसकी सूचना के रूप में उन्होंने अपनी रचनाझ्रों के प्रारम्भ में भ्रमुक गीत की देशी 
या ढाल-एहुनी” इन शब्दों द्वारा, जिस लोक-गीत की तज्जं में उसकी रचना हुई उसकी 
प्रथम पंक्ति का निर्देश कर दिया है। जिस प्रकार शिष्ट-साहित्य में एक ही साथ 
झनेक प्रकार के छन्द प्रयुक्त होते हैं भौर उनका नाम-निर्देश यथा-स्थान किया जाता 
है, उसी प्रकार जन-कवियों के रचित रास भादि में भनेक ढालें रहती थीं, शौर वे 
विविध लोक-गीतों की लय में यायी जाती थी, उनका सूचन किया गया मिलता है। 
स्वर्गीय जैन-साहित्य-महा रथी मोहनलाल दलीचन्द देस।ई ने जैन गुजंर कवियों के तीसरे 
भाग के परिष्चिष्ट नं० ७ में जैन-रासादि ग्रन्थों में प्रयुक्त चौद्ीस सौ पचास (२४५० ) 
देशियों (तर्जों) की भ्रनुक्रमणिका दी है। इनमें राजस्थानी लोक-गीतों की प्रधिकता 
है। इस घनुक्रमणिका से हमें दो महस्त्वपूर्ण बातों को जानफारी मिलती है; (१) भ्राप्त 
लोक-गीतों में से कौन-से गीत कितने प्राचीन हैं भौर (२) प्राचीन लोक-गीत भव तक 
कितने भुलाये जा चुके हैं। श्रापको यह जानकर भ्राइचयं होगा कि इस सूची से हमारे 
सेकड़ों विस्तृत लोक-गीतों का प्रारम्भिक एवं मुख्य अंश जैन-कर्वियों की कृपा से हमें 
भ्ाज भी सुरक्षित मिल रहा है। पूर्ण रूप में न सही, पर जितने अंश को उन्होंने भ्रपनी 
रचनाग्रों में उद्धृत कर रखा है उतने भ्रंश की प्राप्ति भी हमारे लिए तो बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी जानकारी का हमें भ्रन्‍्य कोई साधन प्राप्त नहीं है । 

इन लोक-गीतों की देशियों के उद्धरण के रूप में ज॑न-कवियों ने भाज से पाँच 
सी वर्ष पूं, लोक-गीतों के संग्रह का कार्य श्रांशिक रूप से प्रारम्भ किया। लोक-गीतों 
के प्रति उनका यह ग्रादर निःसंदेह एक उल्लेखनीय बात है। सत्रहवीं शताब्दी में इस 
झ्ोर भ्रधिक ध्यान दिया गया। सैकड़ों लोक-गीतों की देशियों (तज्ञों व ढालों) में 
जैन-कवियों ने छोटी-मोटी प्रचुर रचनाएँ कीं । भठारहवीं, उन्नी त्वीं भर कुछ अंशों 
में बीसवीं शताब्दी में मी यह क्रम जारी रहा भौर तबसे श्रब तक भी है। 

उन्नीसवीं शताब्दी में जन-यतियों के लिखे हुए कई पुरे लोक-गीत भी मिलते 
हैं। सम्भवत: विदेशी विद्वानों के प्रयत्नों के पूर्व, लोक-गीतों का संग्रह जेन-यतियों के 
पभ्रतिरिक्त किसी ने नहीं किया । जो लोग कहते हैं कि विदेशी विद्वानों ने भारतीय लोक- 
गीतों के संग्रह का काम प्रारम्भ किया, उनको इस प्रयत्त से भ्रवश्य ही नई जानकारी 
मिलेगी । 

हमारे संग्रह में कुछ पुराने लोक-गीत पूरे रूप में लिखे हुए मिले हैं। उनमें से 
कुछ जैन-गूर्ज र कवियों की उपयुक्त देशियों की प्नुक्रमणिका के प्रन्त में दिये गये हैं। 
'उम्रादेवी भटियाणी' का ऐतिहासिक गीत जो कि तीन सौ वर्ष से भी पभ्रधिक पुराना है, 
दो सौ वर्ष पूर्व के लिखे एक पत्र में लिखा प्राप्त हुआ है । इसके सम्बन्ध में मेरा एक 
निबन्ध अ्रजन्ता' में प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार का एक श्रन्य गीत 'फत्तमल्ल 
का गीत' मोतीचन्द जी खजांची के गुटके में करीब सवा सौ-डेढ़ सौ वर्ष पूर्व का लिखा 
हुआ प्राप्त हुप्ना है, जिसे 'भमरुभारती' में मैंने छपवा दिया है। 'गोपीचन्द' का एक गीत 
भी 'भजन्ता' में प्रकाशित किया गया है। 


६२ राजस्थानी साहित्य 


लोक-साहित्य विश्व-एकता का प्रतीक है। विद्व के । भानवों में बहुत-से भाव 
प्रायः एक-जैसे हो उठते हैं। सुख, दुःख, हष, शोक--सभी के संवेदन का विषय है, चाहे 
सम्पन्न हो या विपन्न, किसी के विरह या मरण से दुःख होना, विवाह में क्‍्रानन्द मनाना, 
पुत्र-जन्म में हर्षोल्लास, त्योहार, मेला, यात्रादि में प्रसन्नता जैसे बहुत-से भाव सभी के 
हृदय को एक-सा भान्दोलित करते दिखाई देते हैं। इसलिए लोक-साहित्य के तुलनात्मक 
भ्रध्ययन को वितान्त प्रावश्यकता है। इसके द्वारा हम एक-दूसरे के निकट पहुँचने में 

फल होंगे । 
द जोर विश्व के सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। बहुत-कुछ 
समानता होते हुए भी क्षेत्रीय विशेषताएँ भी रहती हैं भ्रौर उसी को लेकर राजस्थानी 
लोक-गीत या गुजराती लोक-गीतादि पृथक्‌ू-पुथक्‌ नाम दिये जाते हैं । लोक-गीत अनेक 
प्रकार के होते हैं। प्रमुखतया देवी-देवताप्नों, जन्म्र-विवाह श्रादि विविध संस्कारों, 
त्योहार, उत्सव, पारिवारिक-जीवन, दाम्पत्य-प्रेम, वर्षा-वसन्तादि ऋतुप्रों के गीत प्रधिक 
मिलते हैं। इनमें से कई गीतों में कल्पना की उड़ान भ्रौर उपमाश्रों की छटा हक ही 
बनती है। बड़े-बड़े कवियों की दृष्टि में जो बातें नहीं भातीं वे जन-साधारण के गीतों में 
देखकर सचमुच ही बड़ा भ्राइचय होता है। 

लोक-गीतों में संगीत की प्रधानता रहती है पर कई गीतों का सम्बन्ध नृत्य से 
भी है । राजस्थान में घूमर, डांडिया, रास झादि नृत्य के साथ गाये जाते हैं जिनमें बाद्य- 

यन्‍्त्रों का प्रयोग भी होता है। राजस्थानी लोक-गीत संख्या में बहुत विशाल हैं। लगभग 

पन्द्रह-बीस हजार लोक-गीत तो लिपिबद्ध भी किए जा चुके हैं मौखिक-गीतों की संख्या 
करना सम्भव नहीं । कई तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लौर लोकप्रिय हैं। पनिहाारी, मूमल, 
पोंपली, कोयल, भ्रांवो मोरियो ऐसे ही गीत हैं। नमूने के तौर पर यहाँ कुछ गीत प्रस्तुत 
किये जाते हैं-- 


दाम्पत्य प्रेम का गौत 
चांदा ! थारी चानणोी सी रात, 
चांदे रे चानणिये होलो ध्ावियो जो राज। 
ऊभी धण डागलिया पर जाय, 
खड़ी ए निहारं मारग स्वाम रो जी राज । 
कांकड़ बढ़ता गाज्यो मारूजी रो ऊंट, 
जब रे पिछाणी बोली ऊंट रो जो राज । 
फड़की फड़को डाबो घण रो प्रांस, . 
हरख्यो हरत्यो मारुणी रो जोवड़ो जो राज । 
गोरब॑ वड़तां दीसी भारुणओी सी पाग, 
पाग पिछाणी घण केसरया जो राज । 


राजस्थानी लोक-गीत 8३ 


जद झायो ढोलो फलसे र॑ बार, 
जब प्ले पिछाणों सूरत सांवली भी राज। 
खुड़कया खुड़या पोली रा किवाड़, 
टंग टग धण डागलिये सूं ऊत्री जी राज। 
छोल्या खोल्या पोली रा किवाड़, 
पूृठ फोर धण या खड़ी जो राज। 
बोत्यो बोल्पो ढोलो भीठा सा बोल, 
कण रे खिजायी म्हांरो गोरड़ी जो राज। 


भावार्थ--हे चन्द्र ! तेरी उजली चांदनी रात में प्रिय श्राया भौर--प्रिया 
छत पर जाकर खड़ी-खड़ी स्वामी के मार्ग की भोर देख रही थी। सीमा में प्रविष्ट 
गरजते हुए प्रिय के ऊँट की बोली पहचान ली, प्रिया! की बाँयो भ्रांख फड़की । उसका 
हिया हृषित हुआ्ना । ग्वाड़ में प्रविष्ट होते ही प्रिया ने प्रिय की केसरिया पगड़ी पहचान 
ली, जब वह फलसे पर श्राया तो उसकी साँवली सूरत को पहचान लिया। पोली के 
किवाड़ों को खट-खटाहट सुनकर वह टग-टम करती हुई छत से उतरी, उसने पोली के 
किवाड़ खोले और पीठ देकर खड़ी हो गई। तब प्रिय ने मीठी वाणी में कहा--मेरी 
गोरी को किसने खिजा दिया ? 


विरह गीत--प्रोलुं 
महारा राजीड़ा रो छिन-छिन श्रोलुं झाव। 
जद मैं जाऊं राम-रसोयां, साजन रो सुध श्राव। 
कुण जीमे मेरी राम-रसोयां, कुण मेरो भोजन सराबव ? म्हारा० १ 
लेय दो घड़ जद पणघद जाऊं, साजन री सुध श्षाव, 
कुण भेले मेरो सोवन कल॒सो, कुण मोय साट उठाये ? म्हारा० २ 
जद में जाऊँ भ्रो दुयबा, साजन रो सुध झा, 
कुण पकड़ मेरी बालो पाडी, कुण मोय दूध दुवावे ? म्हारा० ३ 
जद में जाऊँ रंग री मेडयाँ, साजन री सुध प्रा, 
कुण बच सख दुख री बाताँ, कुण हंस हंस बतलावे ? म्हारा० ४ 
टप टप टपके नेण दीरघड़ा, हिबड़ो भर भर ह्रावं। म्हारा० ५ 


भावाथ--मेरे राजा की पल-पल में याद धाती है। जब मैं राजसी रसोई में 
जाती हूँ तब प्रिय की याद आ्राती है। मेरी राजसी रसोई को कौन जोमे ? कोन मेरे 
भोजन को सराहे ? जब मैं दो घड़े लेकर पनघट जाती हूँ तब प्रिय की याद भातो है । 
मेरे सोने के कलशे को कौन पकड़े ? कौन मेरी मटकी उठाकर दे ? जब मैं भूरी भेंस 
को दुह्ने जाती हूँ तब प्रिय की याद श्राती है। मेरी छोटी पाडी को कौन पकड़े ? शौर 
कोन मुझे दूध दूहने में सहायता करे ? जब रंग-महल में जाती हूँ तो प्रिय की याद 


ह्४ राजस्थानों साहिस्य 


ध्राती है। मेरे दुःख सुख की बातें कौन मेरे से पूछे ? कोन हँप्-हँसकर बात करे ? बड़ी- 
बड़ी भ्राँखें भ्ांसू बरसाती हैं, हृदय भर-भर प्राता है, मेरे राजेन्र की पल-पल याद पभ्राती 
है । 
प्रियत्तमा प्रपने स्व्रामी को काक के हाथ सन्देश कहलाती है :--- 

गोरी तो बेठी रे श्रं॑ मेड़ियाँ, 

स्पाम समंदरा जी पार, 

काला रे कागा एक सनेसो रे पिव ने जाय कही । 

खाबो तो पीबो थारो धण छोडयो, 

छोड़ी छं जोबा केरी-प्राप, 

मिलणों हुवे तो जो ढोला थे मिलो, 

दिन दिन पॉजर हुती जाय। म्हारा काला रे०। 


भावार्थ--महलों में पत्नी विरह से व्याकुल है तड़प रही है। उसका पति समुद्रों 
के पार है। हे. काले काम ! एक सन्देश ले जाना पीव से कहना । तुम्ह।री पत्ती ने खाना- 
पीना छोड़ दिया है--उसने जीवन की झाश्षा भी प्रव छोड़ दी है। बह दिन-दिन 
(थककर ) पिजर हुए जा रही है। 


८ 
राजस्थानी लोक-गीतों के उल्लेखनीय संग्रह-प्रन्थ 


जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजध्थानी या मारवाड़ी लोक-गीतों का संग्रह- 
न्‍थों का प्रकाशन भी कलकत्ता से हो प्रारम्म हुआ | सन्‌ १६१४ में खेतराम माली 

संग्रहीत भौर रामलाल नेमाणी के राम प्रेस से प्रकाशित मारवाड़ी गीत संग्रह मारवाड़ी 
गीतों का सब से पहला संग्रह है। इसमें १०३ लोक-गीत पाँच भागों और २३६ पष्ठों 
में छ॒पे थे। इसमें यथास्थान कई चित्र भी दिये गए। दूयरा संग्रह ब॑जनाथ केड़िया ने 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी द्वारा दस भागों में मारवाड़ी गीत-संग्रह' के नाम से प्रकाक्षित 
किया। तीसरा संग्रह विद्याधरी देती संग्रहीत, बम्बई पुस्तक एजेन्सी से श्राठ भागों में 
'अ्रतली मारवाड़ी गीत संग्रह” नाम से निकला। ये संग्रह साधारण कोटि के हैं। सबसे 
प्रच्छा संग्रह भी सन्‌ १६३८ में कलकत्ता से ही निकला है । राजस्थान रिसर्चे सोसायटी, 
कलकत्ता से बीकानेर के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ त्रय द्वारा सम्पादित २३० गीतों का यह संग्रह 
'राजस्थान के लोक-गीत' के नाम से दो भागों में निकला । प्ननेक दृष्टियों से यह्‌ संकलन 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्राज भी उसकी उपयोगिता श्रन्य भ्रनेक संग्रहों के निकल जाने पर 
भी बनी हुई है । ह 

इसी तरह का पर इससे काफी छोटा संग्रह श्री जगदीश्सह गहलोत ने 'मारवाड़ 
के ग्राम-गीत” नाम से जोधपुर से संबत्‌ १६८६ में निकाला, इसमें सौ गीत हैं, इसका 
सुम्तम्पादित तथा नया संस्करण “राजस्थानी लोक-गीत' नाम से प्रकाशित हो चुका है। 

स्वर्गीय सूयेकरण पारीक ने राजस्थानों लोक-गीतों पर एक भ्रध्ययनपूर्ण पुस्तक 
लिखी जो “राजस्थान लोक-गीत' के नाम से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित 
हुई। पारीकजी की स्मृति में 'राजस्थान के ग्राम-गीत' पहला भाग संवत्‌ १६६७ में 
गयाप्रसाद एण्ड संप्, भागरा से प्रकाशित हुप्रा जिसमें ६७ गीत हैं । 

जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर प्रादि से कई राजस्थानी लोक-गीतों के संग्रह 
प्रकाशित हुए हैं। श्री विजयदान देथा, श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया झौर रादी लक्ष्मी- 
कुमारी चूड़ावत ने भी राजस्थानी लोक-गोतों के सुन्दर संग्रह निकाले हैं। लोक-गीतों 
की तजं में श्री श्रमृुतलाल माथुर ने 'रामरस' नामक रामकथा लिखी एवं बहुत-से राष्ट्रीय 
जागरण भौर समाज-सुधार के गीत भी प्रसिद्ध लोक-गीतों की तर्ज पर लिखे गए भौर 
प्रचारित हुए। लोक-मीतों की स्व्ररलिपि--संगीत--सम्बन्धी भी दो भ्रन्ध प्रकाशित हो 
चुके हैं । 


६६ राजस्थानी साहित्य 


पुष्करणा भौर श्रीमाली जाति में प्रचलित लोक-गीतों के दो संग्रह जोधपुर से 
बड़े प्रच्छे निकले हैं! श्री रामनरेश त्रिपाठी ने शेखावाटी भौर बोक।नैर प्रदेश के लोक- 
गोतों का संग्रह किया था। उनका एक छोटा संग्रह 'मारबाड़ के मनोहर गीत प्रकाशित 
हुआ है। जैसलमेर के “राजस्थान संगीत' झौर जैसलमेरी संगीत-रत्ताकर भी घच्छे हैं । 

लोक-गीतों की तरह लोक-मजन भी हजारों की संख्या में प्राप्त भौर प्रकाशित 
हैं। उनका भी सबसे बड़ा संग्रह कलकत्ता से ही मारवाड़ी भजन-साग्र' नाम से प्रका- 
छ्षित हुआ था । 


लोक-कथाएं । 

लोक-गाथा-काव्यों, गीतों एवं भजनों के बाद लोक-साहित्थ का प्रमुख धंग है 
है लोक-कथाएं। राजस्थान में ऐप्वी लिखित व मौखिक रूप में हजारों कथाएं प्राप्त हैं 
जो विविव प्रकार की हैं। भेरे विद्वान मित्र नरोत्तमदात स्वामी ने राजस्थानी लोक- 
कथाओं के सम्बन्ध में लिखा है :--- 

राजस्थान में कहानी कथन ने एक कला का रूप धारण कर लिया था । श्रतेक 
व्यवितयों ने इसे धंधे के रूप में ग्रहण किया । ढ़ाढी जाति ने इस विषय में काफी निपुणता 
प्राप्त की । बड़े खेद की बात है हि उपयुक्त आ्राश्रय के प्रभाव से प्रव इम कला का 
शीघ्रता से लोप होता जा रहा है। कह्षनी कहने वाजे वैत्ते कलाकार भ्रव साधारणतया 
दिखाई नहीं पड़ते । 

प्रन्यान्य प्रदेशों की भाँति राजस्थान की कहानियाँ भी रात के समय में कही 
जाती हैं। कहानी सुनने के लिए भ्रवकाश या खाली समय की आ्रावश्यकता होती है । 
रात के समय लोगों को भ्रवकाश रहता है । वर्तमान काल के व्यस्त जीवन में श्रवकाश 
का दिनोंदिन भ्रभाव होता जा रहा है श्लौर उनके साथ-साथ कहानियों का युग भी 
समाप्त होता जा रहा है। 

कहानी के वक्ता--श्रोताप्रों को तीन कोटियों में रख सकते हैं---(१ ) दादी, 
नानी या घर की कोई बडेरी झोर बच्चे, (२) गाँव या मुहल्ले के लोग भौर वहाँ का 
कोई कहानी कहने वाला जो कभो-कभी पेशेवर भी होता है श्रौर (३) राजा, रईस 
और कहानी कहने वाला प्राय: ढाढी पेशेवर जाति का होता है । 

सबसे पहले घर के भीतर चलिये । घर के लोग भोजन करके निवृत्त हो चुके 
हैं। बच्चों ने बूढ़ी दादी या नानी और नहीं तोमाँ को ही घेर लिया है भौर बात 
कहने के लिए ग्राग्रह किया जा रहा है (राजस्थानी में कहानी को बात कहते हैं) । 
अलग-अलग फरमाइश होतो है। कोई फ्रींटिये की कहानी चाहता है, तो कोई चिड़ी 
कांग्ले की, कोई टमरक ८ को, तो कोई केर के कटे की, कोई लालजी-फूलजी की, तो 
कोई भ्रता रदे राणी की, कोई भाग्य शौर प्क्‍्ल की, तो कोई दही बाटियों लावे को । 
दादी एक कहानी कहती है पर बच्चे उतने से संतुष्ट नहीं होते । दादी ! एक झौर। 
दादी एक और कहानी सुनाती है पर बच्चों की दादी, एक प्रौर' का भ्न्त नहीं 
श्राता। जब तक नींद नहीं भ्राने लगती या यों कहिए कि भ्रा नहीं जाती तब तक दादी 


राजस्थानी लोक-गीतों के उल्लेखनीय संप्रह-प्रन्थ ६७ 


का छूटकारा नहीं होता । पर दादी के पास भी जैसे कहानियों का भ्रक्षय कोष होता 
है। कहानी के श्रत्त में दादी ये शब्द बोलती है-- 


इत्ती बात, इसी बात, लाधू ने लाध्यो एक टटदू, 
टटट कह्ञों हुस, लाधू कहो--बाड़ में घुस। 


घर के भीतर के वक्‍ता--श्रोताझ्रों को आपने देखा । प्रब मुहल्ले या गाँव के 
चौक में चलिये । रात को, विज्येषकर शीतकाल में जब रातें लम्बी होती हैं, ब्यालू के 
बाद पड़ोस-पड़ोस के लोग एकत्र हो गए हैं। बीच में घूनी जल रही है। इृघर-ठधर 
की चर्चा के पश्चात्‌ कहानी का रंग जमता है। एक व्यक्ति कहानी आरम्भ करता है। 
श्रोताष्नों में से एक हुँकारा देता जाता है। हुँकारा देना भावश्यक है। हुँकारा इस बात 
का यूचक है कि श्रोता कहानी के प्रति सजग है। हुकारा, कहने वाले के उत्साह को 
बनाये रखता है | कहावत है--बात में हुँकारो, फौज में नगारो ।” कहानी में हुँकारे 
का वही महत्त्व है जो फौन में नगारे का। कहीं-कहीं बात कहने वाला बात का झा रम्भ 
इस प्रकार करता है--"बात में हुकारो, फौज में नगारो, बात कहंता बार लागे, हुँकारे 
बात मीठी लागे, भाधाक सोव॑ गब्राध।क जागे, सोंवता री पागड़ी, जागता ले भागे, 
रामजी भला दिन देव तो एक राजा हो ***” 
चौक के आगे अरब रइसों के रंगमहल में चलिरे। सरदार पोढ़े हैं। भ्ास-पास 
दो-चार, दस-बारह आदमी भी संभवत: बेठे हैं। कहानी कहने वाले ने भ्रपनी कहानी 
भारम्भ कर दी है। कहानी कहने की कला में वह एक ही है। केवल कहानी कहने में कला 
नहीं होती किन्तु स्वयं कहानी सें कला अ्रपने पूरे सोन्दर्य के साथ उभरती है। ये कहा- 
नियाँ प्रायः लम्बी होती हैं, कभी-कभी तो वे कई दिनों तक चलती हैं। कहानी का 
भारम्भ एक लम्बी-चौड़ी भूमिका से होता है जो बड़ी चटपटी होती है। कहानी की 
सजावट का क्‍या कहना ? बीच-बीच में दोहे पद्म आदि भी पाते रहते हैं। प्रसंग।नुसार 
बीच-बीच में लच्छेद।र वर्णन आते हैं। बारात का वर्णन भ्राया तो बड़े ठाट-बाट के साथ 
वर्णन किया गया । नायिका का उल्लेख हुआ तो उसके रूप-रंग भौर सौन्दर्य का वर्णन 
बड़ी चटक-मटक के साथ किया गया। ऋतु का प्रसंग प्ाया तो वर्णन इस प्रकार किया 
जायेगा कि बस समा ही बंध जायेगा। वर्णन करते-क रते कहने वाला प्रवाह में बह जायेगा, 
श्रोताश्रों कातो कहना ही क्‍या ? भावपुर्ण स्थलों में माषा में एक निराली उछल श्ा जाती 
है, भ्रनुप्रास, तुक श्ौर एक-से जोड़ेवाले वाकयों की एवं दूसरे झलंकारों की भड़ी लग 
जायगी । कथा को सुनते सुनते श्रोतागण सुधबुध भूलकर कथा के प्रदुभूत भ्रौर अलौकिक 
वातावरण में पहुँच जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्षाऋतु का एक वर्णन लीजिये--- 
“बरखा रुति लागी, विरहणी जागी। झ्राभा भर हरे, वीजां प्रावास करे । 
नदी ठेवा खावे, समुद्रे न समावे। पहाड़ा पाखर पड़ी । घटा उपड़ी, मोर सोर मंडे, इन्द्र 
धारन खड़े। झ्राभो गाजे, सरंग बाज । दवादस मेघ ने दूवो हुवो छ । सो दुखियारी 
री ग्राँल हुवो | दादुरा डहडहै, सावण भ्ाणवैरी तिध कहै। इसो समइयो वण रह्यो छे। 


कं मेँ कु 


हद राजस्थानी साहित्य 


वरखा मंडने रही छे, बीजली भिलोमिल करने रयी छे, बादला भड़ लायो 
छै, सिहरा-सिंहरा बाज चमक रही छें, जाणे कुलटा नायका धर सूं नीसर भंग 
दिखाय दूसरे घर प्रवेश करे छ । है 

मोर कुहक छ॑ । भाखरा रा नाडा बोलने रया छे, पानी नाडा भरने रया 
छी, बनसपति सूं बेलां लपटने रयी छे, गाज भ्रवाज हुय न रयी छ, जाणे घटा छणे 
हरख सूं जमों सू मिलण शायी छे ।” 


लोक-कथाएं पद्यात्मक भी होती हैं और गद्यात्मक भी । पद्य-कथापों को हम 
गाथाएं कहेंगे । वे उपयुक्त वाद्यों के साथ गाकर मेले-जैसे श्रवसरों पर एकत्र हुए श्रोवा- 
समाज को सुनायी जाती हैं। ऐसी कथाप्रों को लोक-गाथा कहना भश्रधिक उपयुक्त होगा, 
उनका विचार हम यहाँ नहीं करेगे। गद्यात्मक कथाप्रों के बीच-बीच में भी कभी-कभी 
ब्राबर पद्व भ्ाते रहते हैं । 

राजस्थानी लोक-गाथाओं को हम पाँच भागों में बाँट सकते हैं-- 

(१) धामिक लोक-कथ।एं (२) ऐतिहासिक झौर भ्रध-ऐतिहासिक लोककथाएं 
(३) अद्भुत कथाएं (४) जन्तु कथाएँ (५) कहावतों प्रौर प्रवादों की कथाएँ । 

इनमें से राजस्थानी व्रत कथाओं का एक संग्रह शादू ल राजस्थानी रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट से प्रकाशित हुप्ना है। सेखावादी बोली का एक ग्रन्य ब्रत कथा सम्बन्धी ग्रंथ 
श्रीमती राजगढ़िया का कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है । ऐतिहासिक लोक-कथाझ्रों के भी 
कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । प्रवादों के संग्रह डॉ० कम्हैयालाल सहल के प्रकाशित हो 
चुके हैं। लोक-कथाश्रों की कथानक रूढ़ियों के सम्बन्ध में भी डॉ० सहल ने उल्लेखनीय 
कार्य किया है। डॉ० मनोहर शर्मा ने राजस्थानी वातों के सम्बन्ध में शोध-प्रवन्ध लिखा 
है । राजस्थानी लोक-कथाएँ' तामक डॉ० शर्मा का तिवन्‍्ध 'राजस्थान-भारती' भाग 
३, श्लंक ४ में प्रकाशित है । 


राजस्थानी कहावतें 

कहावत लोक-साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसमें लोक-जीवन का 
प्रनुभव सूत्र के रूप में थोड़े शब्दों में सहज ही प्राप्त हो जाता है। कई कहावतें बहुत 
ही मारमिक, बहुत ही सारगमित, उपयोगी सूचनःएँ और शिक्षाएं देती हैं। जो शिक्षा 
बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं मिलती वह छोटी-सी कह।बत से मिल जाती है। ग्रामीण लोग 
बात-चीत में कहावतों का प्रयोग करके अपने कथन को प्रमाण सिद्ध करते हैं। कहा वर्तें 
कई प्रकार की होती हैं । विषय-विभाजत और बाहरी रूप-रंग की दृष्टि से उनके कई 
विभाग किये जा सकते हैं। कई दोहों का ग्राध। श्रंश कहावत के रूप में प्रसिद्ध हो जाता 
है भौर प्रसिद्ध कहावतों के पादपूर्ति रूप में भी संकड़ों दोहे राजस्थान में लिखे यये हैं, 
उन दोहों को अ्रघूरा पूरा” की संज्ञा दी गई है। ऐसे बहुत-से दोहे 'मरु-भारती' भौर 
राजस्थाती वीर' में छपे हैं। बहुत-सो कहावतों के पीछे कहानियाँ भी प्रचलित हैं । 
डॉ० मनोहर शर्मा ने ४७५ कहावतों की सक्षिप्त सूचना अश्रपने लेख में प्रकाशित की 


राजस्थानी लोक-गीतों के उल्लेखनीय संग्रह-ग्रन्थ 


है। 'राजस्थानी कहावतों का उद्गम' क्षीपंक यह लेख “राजस्थान भारती' भाग ५, 
पंक-२, में प्रकाशित है। हस्तलिखित प्रतियों में कई भार वार्ण री बारता' नाम से 
कहावतों की कहानियाँ लिखी मिलती हैं। भब कतिपय राजस्थानी कहावतें उदाहरणार्थ 


प्रस्तुत की जा रही हैं--- 


सि 8 छू # >थद ० ० २ ल्‍क 


ज्च्क्ि ना 
2 


न्‍्ड. >चछ नि नि च्चफ जॉचछ 
छ +# अद «७ 2० 0 


जी. नयी 
गए डी 


ने न 0 >छ 
ब्ण रा ७ 


जा खछ व. 0 0 >> रा छ 0 
जी 6 छ ह 2 ही & 0 # ०६ 


- भकल उधारी ना मिल, हेत न हाट विकाय । 
« प्रजाण र भाँषो बराबर । 

- झ्राज ह्वाँ तो काल त्याँ। 

» अंतावला सो बावला । 

. जाण है जठे माण है । 

» आपरी जांघ ऊघाडदवाँ झापने हो लाज । 

. झापरी नरमाई पेल ने खाब । 

« झ्राँधो नंते बोय जीमाव । 

. ऊगसी जिको प्राथमसी । 

, एक दिन पावणो, दुजे दिन भ्रणखावणो । 

- एक सं दो भला । 

» एक हाथ सूं ताली को दाजेनो। 

» प्रोछी पूंजी घणी ने खाय । 

. कोरत हुंदा कोटड़ा पाडया नहीं पड़ंत । 

, गई बात ने घोड़ाह को साबड़े तो । 

« गई तिथ बासण-ह को बाँचे नी । 

, घर बलती को दीसे नो, डुंगर बलती दीस जाय । 
« चढ़णो जितो इ उत्रणो । 

. चढसी सो पड़सी। 

. चाम प्यारा नहीं काम प्यारा है। 

. चोर रा पग काघा। 

. पांचारी लकड़ी, एक रो भारो। पांचा री लात एके रो गारो॥ 
- खाया सोई ऊबर्या, दिया सोद साथ । 

- झ्रापरी लाज झापरे हाथ । 

. अजलो ऊजलो सो दूध को हुवेनी । 

, एक नकारो सो दुख हर । 

. एक स्थान में दो तलवार को खटाबेती । 

. जिके घर में सात सता, कुछल कठं सं होथ । 
. श्रौसाण प्ावे जिको ह हथियार । 

» फसजोर गुस्सा जादा । 

. कमाऊ प्राय डरतो, प्रणकमाऊ भाव लड़तो । 
, कर्महोण खेती करे, बलथ मर का काल पड़े । 


१०० राजस्थानी साहित्य 


राजस्याती कहावतों के कई संग्रह-ग्रत्य निकल चुके हैं' धौर 'मस्भारती में भी 
सैकड़ों कह्वव्ते छपी हैं। कुल मिलाकर करीब एक हजार कहावतें प्रकाक्षित हो चुकी 


। 

राजस्थान के लोक-साहित्य के संग्रह एवं प्रकाशन के सम्बन्ध में कई व्यक्तियों 
की सेवाएँ बहुत ही उल्लेखनीय हैं। श्री मनोहर शर्मा, महेन्द्र भनावत, डॉ० कन्हैया- 
लाल सहल, गोविन्द प्रग्रवाल, श्रो नरोत्तमदास स्वामी, रानी लक्ष्मीकुमारी 48% 
श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया भादि प्रनेक व्यक्तियों ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 
राजस्थान की पत्र-पत्रिकाओं में यहाँ के लोक-साहित्य सम्बन्धी बहुत हो गम 
सामग्री छपी है। 'मरभारती', 'वरदा', शोध-पत्रिका', 'राजस्थान-भारती , परम्परा , 
'मर्वाणी प्रेरणा” आदि पत्रिकाएँ इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय हैं । 

लोक-गीतों की तरह लोक-कथामों का भी राजस्थान एक विशाल भण्डार है। 
जेन-कवियों ने तो शताब्दियों से इन कथाओं को धर्म-प्रचार का माध्यम बनाते हुए 
बहुत-से काव्य रचे हैं। गद्य में भी सैकड़ों राजस्थानों बातें लिखी हुई मिलती हैं। ये 
बातें विविध प्रकार की श्रोर बड़ी रोचक हैं। इनके कुछ संग्रह साहित्य-पंस्थान, उदयपुर; 
राजस्थानी शोध-संस्थान, जोधपुर, धादि से निकले हैं। रानो लक्ष्मीकुमारी चूंड़ावत 
ने बहुत-प्ी बातों को श्रपनी भाषा-शैली में लिखकर कई ग्रन्थ छपवाये हैं। मौखिक 
बातें हज़ारों हैं, इनमें से एक हजार का संग्रह चुह के श्री गोविन्द प्नग्रवाल ने किया 
प्रौर उनमें से प्रधिकांश 'मष्भारती' में छप गई हैँ। भारती भण्डार इलाहाबाद से उनके 
दो ग्रन्थ भी छप चुके हैं। श्रो विजयदान देथा का लोक-कथाओं का संग्रह व लेख- 
प्रकाशन कायं भो बहुत उल्लेखनीय है। 'बातों की फुलवारी' नाम से उनके चार भाग 
निकल चुके हैं। 

राजस्थानी कहावतों को संख्या भी बीक्ष-पच्चीस हजारसे कम न होगी । 
मुहावरों की संख्या तो इससे और भो भ्रघिक है । राजस्थानी कहावतों के कई संग्रह 
निकल घुक़े हैं। जिनमें श्रो नरोत्तमदास स्वामी भोर मुरलीधर व्यास संगृहीत ढाई 
हजार कह।वतों के दो भाग राजस्थानी साहित्य परिषद, कलकत्ता से प्रकाशित हुए। 
डॉ० कन्हैयालाल सहल ने कहावतों पर शोध-प्रबन्ध लिखा है और कहावतों का एक 
संग्रह प्रन्थ भी निकाला है। हाडीती कहावतों का एक भ्रच्छा संग्रह कोटा से प्रकाशित 
हुग्रा है। इन दिनों डों० सहलजी लोक-कथा के प्रभिप्रायों पर काफी लिख रहे हैं । 
राजस्थानी पहेलियों--हीयाली, भाडी, गूढा ग्रादि कई प्रकार की हजारों की संख्या 
में मिलती हैं । उनमें से एक 'प्राडी संग्रह' निकला था और हीयालियों का एक बड़ा 
संग्रह हमने तैयार कर रखा है । 

राजस्थानी लोकसाहित्य को एक महत्त्वपूर्ण यूची मैंने 'परम्परा' के लोक-साहित्य 
प्रंक में प्रकाशित कराई है । 


4 
राजस्थान में रचित हिन्दी-साहित्य 


हिन्दी भाषा को जो आज राष्ट्र-भाषा का गोरवपूर्ण पद प्राप्त है वह उसके 
दीघंकालीन भौर विस्तृत क्षेत्रीय व्यापक प्रचार के कारण है। हिन्दी-भाषी प्रदेशों के 
भतिरिक्त प्रन्य प्रदेशों में भी शताब्दियों से हिन्दी-साहित्य का निर्माण होता रहा है, 
कहीं कम, कहीं ज्यादा । सन्‍्तों भ्रौर भक्तजनों के द्वारा हिन्दी के प्रचार को बहुत बल 
मिला। हिन्दी के पद--भजनों ने प्रन्य प्रान्तीय लोगों को भी काफी प्राकृष्ट किया, 
फलत: प्रान्तीय भाषा के साथ-साथ भन्य प्रदेश के लोगों ने हिन्दी में भी बहुत-सी 
रचनाएं बनाई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान भ्रादि प्रदेशों की हिन्दी- 
साहित्य सेवा बहुत हो उल्लेखनोय है। 

राजस्थान में प्रमुखतया राजस्थानी भाषा का प्रचार रहा है पर राजस्थान का 
कुछ भाग हिन्दी-भाषा-भाषी भी है। वहाँ तो हिन्दी-प्ताहित्य का निर्माण होना स्वा- 
भाविक ही है, पर जहाँ की भाषा राजस्थानी है वहाँ भी हिन्दी के मध्यकालीन व्यापक 
प्रभाव के कारण राजस्थानी के साथ-साथ हिन्दी के मष्यकालीन व्यापक प्रभाव के कारण 
राजस्थानी के साथ-साथ हिन्दी साद्वित्य का निर्माण भी होता रहा है। राजस्थानी साहित्य 
के प्रमुख निर्माता जैन शौर चारण कवियों ने राजस्थानी लिखने के साथ-साथ हिन्दी में 
भी छोटी-बड़ी प्रचुर रचनाएँ बनायी हैं । यह हिन्दी के विशेष प्रभाव का ही परिणाम है। 
यों प्रपश्नंश से हिन्दी भर राजस्थानी का समान रूप से सम्बन्ध होने से प्रारम्भिक काल 
की उभय भाषशओ्रों में विशेष भ्रन्तर नहीं है। प्रपश्रंश में सर्वाधिक साहित्य दिगम्बर कवियों 
ने लिखा इसलिए हिन्दी में भी दवेत।म्बर कवियों की अपेक्षा उन्होंने पहले से लिखना प्रारम्भ 
किया श्रौर परिणाम में भी ध्रधिक लिखा । सोलहवीं शताब्दी से दिगम्बर-कवियों, द्वारा 
रचित हिन्दी-साहित्य श्रधिक मिलने लगता है। श्वेताम्बर कवियों ने सब्रहवीं शताब्दी 
से हिन्दी-साहित्य का निर्माण प्रारम्भ किया। चारण कवियों ने तो उसके भी बाद 
प्र्थात्‌ अठा रहवीं शताब्दी से हिन्दी को भ्पनी रचना का माध्यम बनाया। चारण कवियों 
में नरहरिदास ने 'अवतार-चरित्र' नामक उल्लेखनीय हिन्दी-काव्य भ्रठारहवीं शताब्दी 
में बनाया है, परिमाण में भी बह १६५६१ इलोक जितना बड़ा ग्रन्थ है। इसमें चोबीस 
ग्रवतारों का सविस्तार वर्णन है। साटक, कवित्त, दोहा इत्यादि कई प्रकार के छन्दों का 
प्रयोग हुमा है, पद्धड़ी छनन्‍्द तो प्रधान है ही । वर्णव शली सरस और रोचक है । भाषा 
सीधी-सादी ब्रज है पर कहीों-कहीं राजस्थाती का पुट भी दृष्टिगोबर होता है। भाषा 


१०१ राजस्थानी साहित्य 


की ऐसी सरलता झौर वर्णन को स्वाभाविकता बहुत कम चारण-कवियों की रचनाप्रों में 
पायी जातो है। चारण डिंगल में लिखते ये झ्लौर भाट पिगल में। भाट कवियों की 
रचनाओं की झ्रभी खोज नहीं हो पायी है । 

दिगम्बर जैन-कवियों ने जैन-धर्म सम्बन्धी रचनाओं के प्तिरिक्त बहुत-से 
चरित-काव्य गौर भक्ति तथा प्रध्यात्म के पद लिखे हैं। बवेताम्बर कवियों ने भी भन्य 
रचनाएँ राजस्थानी में की हैं, पर पद तो हिन्दी में ही भ्रतिकांश रचे हैं। इससे हिन्दी 
के पदों का उन पर बडा प्रभाव रहा ज्ञात होता है । दरबारी कवियों ने रीति-विषयक 
रचनाएँ बहुत श्रधिक लिखी हैं। 

राजस्थान की सीमाएँ प्रन्य प्रास्तों से मिली-जुली हैं, भतः उन प्रास्तों का 
प्रभाव यहाँ की भाषा एवं संस्कृति प्रादि पर पड़ा है। उदाहरणाथे राजस्थान के 
गोड़वाड़, बागड़ श्रादि के प्रदेश गुजरात से मिलते-जुलते होने से वहाँ की भाषा पर 
गुजराती का प्रभाव है । अलवर, भरतपुर, धोलपुर झ्रादि जो ब्रज आदि हिन्दी-प्रदेशों 
के पास हैं वहाँ की भाषा हिन्दी है या हिन्दी प्रभावित । इसी तरह जो प्रदेश सिन्ध के 
निकट का है वहाँ पर उधर की बोलियों का प्रभाव होना स्वाभाविक है। राजस्थान 
के लोग व्यापार, तीर्थयात्रा, कौटुम्बिक सम्बन्ध झादि के प्रसंग से निकटवर्तोी भौर दूर- 
बर्तो स्थानों में जाते-प्राते रहे हैं भौर प्रन्य प्रदेशों के लोग राजस्थान में भ्राते रहते हैं । 
उनके सम्पर्क से उनकी भाषा में उन-उन प्रदेशों का प्रभाव भी थोड़ा-बहुत पड़ा ही है। 

हिन्दी तो भारत के विशाल क्षेत्र की भाषा है। मुसलमानी साम्राज्य के समय 
खड़ी बोली का प्रभाव बढ़ा झर घामिक व राजसभा में प्रभाव ब्नज-भाषा का झधिक 
रहा । भत: राजस्थान में ब्रजभाषा भौर खड़ी बोली दोनों का साहित्य मिलता है । 
दूंढाड़ी गद्य भी हिन्दी से बहुत कुछ समानता रखता है, जिसमें दिगम्बर जैन विद्वानों 
ने लाखों इलोक परिमित प्राकृत, संस्कृत ग्रन्थों की टीकाएँ लिखी हैं । हिन्दी के विद्वानों 
को राजस्थान के राजाश्ों ने भपनी राज-सभाम्ों में संसक्ृत और राजस्थानी विद्वानों 
एवं कवियों को तरह ही स्थान दिया । इन सब कारणों से राजस्थान में हिन्दी-साहित्य 
भी काफी परिमाण में रचा गया है। यहाँ सक्षेप में उनकी जानकारों दी जा रही है। 

हिन्दी-साहित्य के ग्रादिकाल की जो रचनाएँ बतलाई जा रही हैं प्रायः वे सभी 
राजस्थान में रचित हैं, क्योंकि हिन्दी-प्रदेशों का प्राचीन साहित्य सुरक्षित नहीं रहा। 
'पृथ्वी राज रासो' हिन्दी का श्रादि महाकाव्य है । उसके कई रूपान्तर मैंने गुजरात और 
राजस्थान से प्राप्त किये हैं। उनमें से लघुतम का परिमाण करीब १२०० इलोकों का 
है तो लघु का ३५००-४०००, मध्यम का ७-१० हजार इलोकों का है। सधुतम एवं 
लघु संस्करण प्रब छप चुका है। वृहद्‌ रूपान्तर तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से 
बहुत वर्षों पूर्व ही छप चुका था। पृथ्वीराज रासो की रचना राजस्थान में ही हुई। 
वीसलदेव रास' वास्तव में हिन्दी की नहीं, राजस्थानी की रचना है। यह भी पृथ्वी - 
राज रासो' को तरह प्रजमेर से तम्बन्धित्त है। 'खुमाण रासो' भी राजस्थानी भाषा 
में है, उसे ज॑न-कवि दलपत (विजय) ने अ्रठारहबीं शत्ताब्दी में बनाया है। 'विजयपाल 
राखो' भी वीरगाथा-कालीन न होकर परवर्दी रचना है। 


शाजस्थान में राचित हिन्दी-साहित्य ६०३ 


राजस्थानी के हिन्दी-साहित्य के विकास को नीचे लिछे तीन कालों में विभा- ह 
जित किया जा सकता है-- 


१, प्राचीनकाल १२०० से १६०० 
२. मध्यकाल १६०० से १६५० 
३. आधुनिक काल १६५० बि० से वर्तमान तक । 


डॉ० मोतीलाल मेनारिया ने अपने 'राजस्थान का पिंगल साहित्य' नामक 
शोघ-प्रबन्ध में राजस्थान के हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ संवत्‌ १५५० से १७०० तक 
झौर मध्यकाल १७०० से १६०० तक एवं प्राधुनिककाल १६०० से भ्ब तक का समय 
बताया है | प्रारम्भ काल के समय के सम्बन्ध में वे लिखते हैं--“हिन्दी-साहित्य के 
विद्वान्‌ ब्रअभाषा के जिन ग्रन्धों को संवत्‌ १५५० से पूर्व का मान रहे हैं वे यथार्थ में 
१५४५० के पूर्व के नहीं हैं। वस्तुत: ग्रज-भाषा में साहित्य-सजंन का प्रारम्भ संबत्‌ 
१५५० के बाद से हुआ है । और राजस्थान के ब्र॒ज-भाषा के कवियों में पहला नाम 
भक्तशिरोमणि मी राबाई का है।” मेना रिया जी का यह लिखना समीचीन प्रतीत नहीं 
होता । नयी खोजों से ब्रजभाषा का प्राचीन साहित्य कुछ प्रकाश में भ्राया है । राजध्यान 
के जयपुर स्थित दिगम्बर जैन शस्त्र भण्डारों में ऐसी कई रचनाएँ मिली हैं जो १५०० 
से काफी पूर्व की हैं। उदाहरणार्थ जैन-कवि तह की जिनदत्त चौपाई संवत्‌ १३५४ की 
रचना है जिसकी एक प्रति दिगम्बर शास्त्र भण्डार में मिली है। अपभ्रंश का प्रभाव 
होने पर भी इससे हिन्दी के विकसित रूप का पता लगता है। ५६४ पद्यों बाली इस 
रचना की श्रभी प्राचीन भ्रन्‍्य प्रति की खोज की जानी प्रावश्यक है। रचनाकाल-सुचक 
पद्म तथा बीच के कुछ पद्म नीचे दिये जा रहे हैं-- 


संबत तेरहसे चउबण्णे, भादव सुदि पंचम गूरु दिण्णे। 

स्वाति नखतु चंद्र तुलहतो, कवह रल्हू पयावई सरसुती ॥२५॥ 
जीवदेव धरि ननन्‍्दणु भयउ, धर-घर कूटंब बधाउ गयठउ। 
गावहि गोतु तलाइका सउक, चउरोी करिउ मोतिग्ह चउक्‌ ॥€०॥ 
देहि तंबोलत फोफल पाण, दोने चीर पढोले दाण। 
पृत बधारा नाहीं खोरी, दीने सेठि दाम दुद कोड़ि ॥६१॥ 
सपा वण्णी सोहइ देह, गल कदलाह तिण्णि जसु रेह। 
पीणत्यथणि जोध्वन सयसरर, उर पोटो कडियल वित्थार ॥६४॥ 


'जिनदत्त-चरित' जयपुर के जैन साहित्य-संस्थान से क्षीघ्र ही प्रकाशित होने 
वाला है। इसका रचयिता रल्ह कवि कहाँ का निवासी था ? ग्रन्थ में यह उल्लेख नहीं 
मिलता, पर बीसलदेव रास के रचयिता का नाम नल्‍्ह या नाल्‍्ह है इसी प्रकार जल्ह, 
मल्ह भ्रादि नामों वाले कई कवि राजस्थान श्रोर उसके झ्रास-पास बाले प्रदेश में हुए 
हैं। भत:ः रल्ह का भी राजस्थान-वासी होना सम्भव है। इसके बाद कवि साधार ने 
प्रधुम्न-चरित संवतू १४११ में रचा, यद्यपि वह राजस्थान का नहीं था। यह ग्रन्थ 
महावीर जी तीर्थक्षेत्र कमेटी के उपयु क्त शोध-संस्थान से प्रकाशित द्वो चुका है । 


(०४ राजस्थानी साहित्य 


राजस्थान में रचित प्राथमिक उल्लेखनीय काव्य प्थ्वीराज रासो है। इसका 
रचयिता कवि चंद वरदाई पृथ्वी राज चौहान का द्वारभटू--सभा कवि था। पृथ्वीराज 
चौहान की मृत्यु १२४६ में हुई, भ्रत: रासो का रचनाकाल भी इसी के लगभग का है । 
पर रासो की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रभी तक सत्रहवीं शताब्दी से पहले की प्राप्त नहीं 
हुई, केवल तीन पद हो पृथ्वीराज प्रबन्ध में प्राप्त प्रबन्ध-संग्रह में इसके पहले के लिखे 
हुए मिले हैं। पृथ्वीराज रासो के कई रूपान्तर गत तीस वर्षो में राजस्थान तथा गुज- 
रात के ग्रंथ भण्डारों से प्राप्त हुए हैं। इससे पहले केवल बृहृद्‌ संस्करण की ही जान- 
कारी थी। करीब ३५ वर्ष पृ धॉँ० बनारसीदास जैन को लाहौर में रासो के मध्य 
संस्करण की एक प्रति प्राप्त हुई। हमारे संग्रह में भी मध्यम रूपान्तर की एक प्रति थी 
झौर बीकानेर के बृहत्‌ ज्ञान-भण्डार में भी थी। भनूप संस्कृत लायब्न री में रासो के छोटे 
संस्करणों की कई प्रतियों के होने काडॉ० बनारसीदास जी को विदित हु्ना तो वे 
बीकानेर भ्राए, उनके साथ मैं भी श्रतूप संस्कृत लायब्र री की प्रतियाँ देखने गया, तभी 
से रासी की प्राचीन प्रतियों की खोज में मैं लय गया । लधु और लघुतम संस्करणों की 
भी मैं कई प्रतियाँ प्राप्त कर सका । अनूप संस्कृत लायब्र री की लघु संस्करण वाली प्रति 
के भ्राधार से डॉ ० दशरथ शर्मा ने नागरी प्रचारणी पत्रिका में लेख प्रकाशित किया और 
मैंने उठ समय तक जितनी भी रासो के बृहद्‌, मध्यम धोर लघु संस्करण की प्रतियाँ 
मुझे मिलीं उनका विवरण कलकत्ता को राजस्थान रिसर्च सोसायटी से प्रकाशित राज- 
स्थानी-भाग २ में प्रकाशित किया । उसके बाद मुनि पुण्यविजय जी से रासो के लधुतम 
संस्करण की एक प्रति का पता चला जो गुजरात के धारणोज गाँव में थी और संवत्‌ 
१६६७ की लिखी हुई थी । मुनिश्नी ने मुझे उस प्रति की प्रतिलिपि भेज दी झौर 
उसका सम्पादन-कार्य मैंने श्रपने विद्व नू मित्र श्री नरोत्तमदासजी स्वामी को सौंप 
दिया | उनके सम्पादित लधुतम संस्करण का कुछ अ्रंश अन्य रूपान्तरों के पाठ-भेद- 
सहित 'राजस्थान भारती' के तीन अंकों में प्रकाशित किया गया है| लघुतम संस्करण 
की झौर एक प्रति मुनि जिनविजय जो के पास मुझे देखने को मिली । श्र तो लघुतम 
संस्करण बहुत सुन्दर रूप में डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा प्रकाशित हो चुका है। 

लघु संस्करण पंजाब से निकल चुका है। श्रव तक कई विद्वानों ने रासो की 
भाषा औौर भ्रन॑तिहासिक बातों को देखते हुए उप्ते संवत्‌ सोलह सौ के बाद की रचना 
घोषित किया था | डॉ० मेनारिया ने तो झ्ठारहवीं शी के उत्तराद्ध की रचना है, बतलाया 
था। उनके कथनानुसार रासो का बृहद्‌ संस्करण महाराणा भ्रमरसिह (द्वितीय ) द्वारा 
तेयार कराया गया, माना था। पर इससे पहले की लिखी हुई प्रतियाँ प्राप्त हैं। डॉ० 
मातापसाद गुप्त ने पाठालोचन के सिद्धान्तानुसार भी रासो को सं ० चौदह-सो के झास- 
पास को रचना माना है। वास्तव में यह मत उपलब्ध पाठ पर ही श्राधारित है । प्भी 
प्राचोन प्रतियों को खोज भावश्यक है। 

सोलहवीं शताब्दी से हिन्दी-साहित्य श्रधिक परिमाण में लिखा जाने लगा | 
राजस्थान में भी इसो समय से हिन्दी रचनाएँ मिलने लगती हैं। सम्राट प्रकबर के 
समय हिन्दी-साहित्य को विकसित होने का सुयोग भधिक मिला। सूरदास, तुलसीदास 


राजस्थान में रजित हिन्दी-साहित्य १०्च 


ध्रादि इसी समय हुए हैं। राजस्थान में भ्रठारहवीं भौर उप्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी- , 
साहित्य बहुत प्रधिक रचा गया । एक शोर राज्याश्रित हिन्दी-कवियों ने भनेक महत्त्व- 
पूर्ण कृतियों का सुजन किया तथा दूसरी शोर सनन्‍्तों एवं जैन कवियों ने। भ्रठारहवीं 
धताब्दी के प्रारम्भ में बिहारी जंसे कवि को राजस्थात में पभ्ाश्रय मिला। 'विहारी 
सतस्तई' की रचना जयपुर के महाराजा जर्यास्र॒ह के झाश्रय में ही हुई है। कुलपति, 
पद्माक र, सोमन/थ भादि बहुत-से कवि बाहर से राजस्थान में भाये भौर घबृन्द कवि 
भ्रादि राजस्थान में ही उत्पन्न हुए | राजाशों में भी कई बड़े भ्रच्छे कवि हुए। रानियों 
में भी उल्लेखनीय कवपित्रियाँ हुई हैं। जोधपुर के मह।राजा जसबन्ततिह एवं मानसिह, 
जप्रपुर के राजा प्रतापतिह, किशनगढ़ के नाग रीदास, बूंदी-नरेश बुर्धास ह धादि हिन्दी 
के स्वाति प्राप्त कवि हैं। जसवन्ततिह की रचनाझों का संग्रह नागरी-प्रचारिणी सभा 
काशी से प्रकाशित हो रहा है। मार्नामह को रचनाप्रों में से पदों के दो संग्रह बोकानेर 
से झोर एक 'रसराज' के नाम से जोधपुर से निकल घुके हैं। महाराजा प्रतापत्विह को 
रच्नाप्रों का संग्रह ब्रजनिधि-ग्रन्यावली” के नाम से ना» प्र० स० से कई बर्ष पहले. 
छप च॒का है| 'नागरीदास प्रन्यावली काफी वर्ष पहले छपी थी, ध्रब नया संस्करण . 
निकलने वाला है। रानियों में मौरां के बाद बीसों कवयित्रियाँ हो गई हैं जिनमें से 
किसनगढ़ की बजदासी सर्वाधिक उल्लेखनीय है, उन्होंने भागवत का हिन्दी पद्मानुवाद 
बहुत ही सुन्दर बनाया है जिसे प्रकाशित करने का प्रयत्न कलकत्ता के सेठ श्री भूरामल 
पग्रवाल कर रहे हैं। 

बीकानेर के महाराजा भनूपर्विह के भाश्वित कई कवियों ने हिन्दी की रचनाएँ 
की हैं । इसो तरह भरतपुर, उदयपुर, प्लवर के राज्याश्रवित कवियों की रचनाएं भी 
उल्लेखनीय हैं। इनका विवरण “राजस्थानी का पिगल साहित्य” तथा 'मत्त्य-प्रदेश की 
हिन्दी-सेवा' भ्रादि ग्रन्थों में प्रकाशित हो चुका है । 

रजपध्थान में रचित रीतिकालीन हिन्ती-कवियों के साहित्य की जानकारी प्राय: 
समी हिन्दी साहित्य के इतिहा१-प्रन्धों में प्रकाशित है, भ्तः यहां विशेष-विवरण नह्ठी 
दिया जा रहा है । 

राजस्थ न के डिन्दी-साहित्य को चरित-काव्य, पोराणिक-काव्य, मीति-काव्य 
(कृष्ण-भक्ति, राम-भक्ति निगु ण-भक्ति), रीततिकाठप, नीति-काव्य जेम-काव्य बे 
फुटकर ऐमे कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। साहित्य की कई विधा्नों का 
राजस्थान में विशेष प्रवार र/जस्थानी-हिन्दी-साहित्य की भपनी विशेषता है। जैसे 
परिचई साहित्य, सन्‍्तों के चामत्कारिक व प्रभावशाली जीवती-सम्बन्धी जितनी रचनाएँ 
राजस्थान में लिखी गई हैं, भन्यत्र कम ही मिलेंगी। परिचई संज्क रचनाप्ों के प्रथम. 
लेखक प्रनन्तदाम सं० १६५४ के भ्रास-पास हुए हैं। इन्होंने सन्‍्त कदीर, रैदास ब्दि 
नो-सन्‍्तों व भक्तों की परिचइयाँ लिखी हैं, इसका प्रोगे चलकर खूब झनुकरण हुभा | 
राजस्थान के सन्‍्तों ने पच्ची स-तीस परिचइयाँ लिखी हैं, कुछ भ्रन्य श्रदेशीय रुन्‍्तों ने 
भी । इस तरह को पचास से भ्रधिक परिचहयों का विवरण मैं प्रकादित कर चुका हूँ। 
“भक्तमाल'. भी सबसे पहले राजस्थान के सन्त वाभादास ने लिखी भौर इसके झनुकरण, 


१७६ ह राजस्थानी साहित्य 


में बहुत-से सन्त व भक्ति-सम्प्रदायों ने प्रपने-प्रपने भक्तों के चरित्रों का समावेश करते 
हुए भक्तमालें बनायीं। 

हिन्दी में सतसई सबसे पहले विहारी कवि ने राजस्थान में लिखी भौर इस 
विधा का भी झागे चलकर बहुत प्रचार रहा । राजस्थान में व प्रन्यत्र भी प्रनेक विषयों 
की सतसदयाँ लिखी गई | ज्ञात सतसइयों का विवरण भी 'सप्त-सिन्धु' में प्रकाशित 
मैंने भ्पने लेखों में दे दिया है। वर्णमाला के अक्षरों पर रचे गये पद्यों वालो 'बखनी 
संशक' रचनाश्रों को परम्परा भी राजस्थानी-भाषा में सबसे प्रधिक मिलती है । हिन्दी 
में 'बावनियाँ राजस्थानी कवियों ने ही सर्वाधिक लिखी हैं । 

'द्वाव॑त' खड़ी बोली में लिखी गई गद्य-विधा भी राजस्थान की विशेष देव है । 
भ्रठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में बहुत-सी द्वाव॑त्तें लिखी गई हैं, इसके सम्बन्ध में 
'भारतोय-साहित्य' भोर शोघ-पत्रिका में विवरण प्रकाहित किया जा चुका है । गद्य में 
वबचनिकां' संज़्क रचनाएँ भी सबसे झ्धिक राजस्थान में ही रची गयी हैं। राजस्थानी 
भाषा में.तो प्रसिद्ध वचनिकाएँ तीन हो हैं पर हिन्दी में दिगम्बर कवियों ते प्रण्नी माषा 
टीकापओ्नों को भी वचनिका सज्ञा दे दी है भौर ऐसी वचनिकाएं प्रठारहवीं-उन्नीसवों शत्ती 
में प्तीसों रची गई हैं। 

इस तरह प्रत्येक प्रान्त के साहित्य की कुछ प्पनी-भ्रपनी विशेषताएं होती हैं । 
कई विशेषताओं का प्रचार तो उस प्रान्त तक ही सीमित रहता है भौर कई भ्रन्य प्रान्तों 
में भी भ्रपना ली जातो हैं। 

हिन्दी ग्रन्थों की कई राजस्थानी भौर कई संस्कृत टीकाएँ भी राजस्थान में 
लिखी गई हैं। कवि केशव के 'नख-शिख' श्रौर 'रसिकत्रिया' की 'राजस्थानी' भाषा 
टीकाएँ तथा 'बिहारी सतसई' को एक जैन विद्वान्‌ द्वारा नि्ित संस्कृत टीका उल्लेख- 
नीय है । 


राजस्थान में रचित हिन्दी के ऐतिहासिक-काव्य 

संस्कृत में ऐतिहाध्िक-काव्यों की एक दीघ॑ परम्परा रही है। हिन्दी में भी यह्‌ 
परम्परा भ्रच्छे रूप में चलती रही। राज्याश्रित कवियों ने श्पने भ्राश्रयदाताओं के देश 
एवं व्यक्तियों के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काध्य लिखे हैं। ' पृथ्वी राज रासो' 
से हिन्दी के ऐतिहासिक काव्यों की परम्परा चालू होती है श्रौर उन्नीसदीं शताब्दी तक 
चलती रहती है। सम्राट्‌ भ्रकबर के जमाने से राजाओं ने भ्रपने वश का इतिहास ख्यात 
झौर काव्य के रूप में लिखाना प्रारम्भ किया | इससे पहले के काव्यों की शैली भिन्न 
प्रकार को है। उपलब्ध काध्यों में कई तो केवल प्रशसात्मक ही हैं भौर कईयों में 
घटनाप्नों को तिधियों का भो उल्लेखनीय विवरण मिलता है। कईयों का सम्बन्ध व्यक्ति 
से है श्लर कईयों का वंश वृतान्त तद्क ध्याप्त है। यहाँ इन दोनों प्रकार के कतिपय 
हिन्दी-ऐतिहासिक-काव्यों का विवरण दिया जा रहा है। 

सतरहदीं शताब्दी के राजस्थान में रचित ऐतिहासिक हिस्दी-काव्यों में 'बयाम- 
लाँ रासा' फतेपुर के नवाब भलप्खा के पुत्र भ्यामतर्लां जिसका उपनाम 'जादकबि! 


शाजस्पाव मैं रचित हिन्दौ-सा हित्य (१०७ 


था, ने संवत्‌ १६६१ में बनाया । इसमें क्यामलानी नवाबों के बंद का महत्त्वपूर्ण वत्तान्त 
है। भलपला के सम्बन्ध में जानकवि ने 'अलपखाँ की पैड़ी' की रचना एक युद्ध वर्णन 
के रूप में की है । इन दोनों रचनाभों को हमने राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर, जोधपुर 
से प्रकाशित करवा दिया है| 

यों इससे पूर्व कवि जटमल नाहर ने संवत्‌ १६८० में चित्तौड़ की पद्मिनी के 
सम्बन्ध में 'गोरा-बादल की बात” पंज/ब में रहते हुए बनाई है। कवि जटमल मूलतः 
राजस्थान का निवासी था। पश्चिनी की घटना बहुत वर्ष बाद रचे जाने के कारण इसे 
विदशुद्ध ऐतिहासिक रचना कोटि में नहीं रखी जा सकती | “गोरा-बादल की बात्त' मेरे 
अतृ-पुत्र भंवरलाल के 'पश्चिनी-चरित्र' नामक ग्रन्थ में प्रकाशित हो चुकी है। 

झठारहवों शत्ताब्दी से तो कुछ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक हिन्दी काव्य प्राप्त होने 
लगते हैं जिनमें कवि हरिदास रचित अमर बत्तीसी' राठौड़ भ्रमरसिह सम्बन्धी ऐति- 
हासिक रचना है। संवत्‌ १७०१ श्रावण सुदी २ को राठौड़ प्रमरतिह ने क्षाहजहं के 
दरबार में सलावत खाँ को कटार से मारा था। उस घटना का वर्णन उसी संवत्‌ की 
झारिवत-पूणिमा को कवि हरदास ने भ्रपनी ध्रमर-बत्तीसी में किया है। कुल ३६ पद्यों 
की इस रचना को मैंने “भारती विद्या---भाग २, प्रंक-१ में प्रपने संग्रह की प्रति के 
आधार से प्रकाशित किया है। १६ वें पद्य के बाद इसमें तुकान्त गद्य 'वचनिका' के नाम 
से पाया जाता है जिसकी चार पक्तियाँ पहाँ उदाहरण स्वरूप दी जा रही हैं-- 


तिह सर राव पझमरेस जू उमराव, मंडे रिन गाढ़े सांडि के पाव। 
राजपुत तो सकल प॑ होर रे, दुचते मन कायर सुचिते सनि सुररे। 
सूरत के सीत ग्रतमनि लागे, काइरन के ध्वसान भागे। 
सूरन में करम भोपत्योत को मातोदास भूपष, गिर मेर सांडणोत के बंध को रूप । 


मिश्र दलत्ति कवि ने जोधपुर के महाराजा जसवन्तर्भिह जी सम्बन्धी ऐति- 
हासिक काव्य “जसवन्त उद्योत” सम्वत्‌ १७०४ में रचना प्रारम्भ किया भौर इसमें 
संबत्‌ १७०७ तक की घटनाओं का उल्लेख है। महाराजा जसवन्तर्तिह की विद्यमानता 
में रचे जाने के कारण इसमें तत्कालीन प्रामाणिक इतिवुत्त है। प्रारम्भ में राठौड़ वंश 
का जो वितरण शोर वंशावली दी है, वह जनश्रुति प्लौर प्रवाहों प्रादि पर झाध।रित 
है। यह ग्रन्थ मैंने सम्पादित करके अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर से प्रकाशित करवा 
दिया है। 

उदपपुर के महाराणा राजा वह सम्बन्धी ऐतिहामसिक काव्य इवेताम्बर विजय- 
गच्छ के कि मार्न हू रचित 'राजविलास' नागरी प्रवारिणी सभा से प्रक/क्षिस है। 
८ खप्हड--विज्ञास--के इस काठ्य की छनन्‍्द संख्या १५२७ झौर रचना काल संवत्‌ 
१७३४ है। इसके द्वितीय संस्करण के सम्पादक डॉ० मोतीलाल सेनारिया ने इस ऐति- 
हासिक काव्य के सम्बन्ध में लिखा है कि 'राज-विलास में प्रसाद एवं माधुयं की मात्रा 
न्‍्यून भौर भोज की प्रधिकता है। इसकी भाषा बहुत प्रौढ़, परिमाजित एवं भ्रलंकार 
बहुल है । वर्णन की स्वाभाविकता, कथा का संग्रठन, इतिहास की सत्यता प्रादि गुणों: 


१०८ राजस्थावी साहित्य 


काजो सुन्दर स्वरूप इसमें प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही प्रभावपूर्ण भौर प्रांजल 
है। महाराजा राजसिह भ्रपने समय के विख्यात हिन्दू नेता थे। ऐसे वीर-सेनानीका 
जीवन-चरित्र जैसी तललीनता से लिखा जाता चाहिए, बसी ही तल्लीनता से इसमें 
लिखा गया है । सचमुच ही यह हिन्दी का गौरव-प्रन्य है।” 

रतलाम के महाराजा रत्नह के युद्ध सम्बन्धी राजस्थानी बचनिका तो 
प्रकाशित हो चुकी है पर उनके सम्बन्ध में कवि कुम्मकरण विरचित “रतन रासो' 
नामक भहत्त्वपूर्ण ऐतिहा सिक काव्य प्राप्त है जिसे सीतामऊ के महाराजकुमार, प्रसिद्ध 
इतिहासज्ञ श्री रघुतीरतिह जी प्रकाशित करने वाले हैं। डॉ० मोतोलाल मेनारिया ने 
प्रपने 'रजस्थान का पिगल साहित्य! ग्रन्थ में इसका रचनाक.ल संवत्‌ १७३२ दिया है । 
कबि क्रुम्भकरण जोधपुर का निवासी सांदु छाखा का चारण था । 

बीक।नेर के महाराजा तुजाणसिह के वरसतपुर विजय का ऐतिहासिक वृत्तान्त 
मथेन जोगीदास ने लिखा है, जिसकी संवत्‌ १७६६ की लिखी हुई प्रति प्रतुप संस्कृत 
लायब्ेरी में है। 

हमी रायण, हमी र-रासो भी १८वीं शती की रचनाएँ हैं। इनमें से कवि जोधराज 
ने हमीररासो पंवत्‌ १७८४ में बनाया। अन्य हमीर-रास महेश कवि का भी प्राप्त है । 
यह हमोर के बहुत बाद की रचना होने से इसमें भ्रनेतिहासिक तथ्य भी काफी हैं पर 
साहित्यिक दृष्टि से यह मूल्यवान रचना है। मेनारिया जी ने जोधराज के हमीररासो 
के सम्बन्ध में लिखा है कि इसकी भाषा-शलो सरल झौर चित्ताकर्ष क है। कविता मनोहर 
झौर वी रोल्लासिनी है। मुख्य रस वोर है पर श्ूृंगार झ्ादि दो-एक रसों की छटा भी 
इसमें प्रच्छी दिखाई देती है। नागरी प्रचारिणी सभा से यह रासो प्रकाशित हो चुक! है। 
“हमोरायण' नामक एक और काव्य १७७३ पद्मों का पुरोहित हरिनारायण जी के सम्रह 
में प्रपप्त हुमा है. जिपकी प्रतिनिपि संवत्‌ १७७३ की प्रति से की गई थी । 

संवत्‌ १७५४ में कवि हरिनाम रचित "केसरीसिह समर' प॑० फाबरमल छर्मा 
ते सम्पादित कर प्रकाशित किया है । डॉ० मेनारिया ने सवत्‌ १७१० के लगभग रचित 
राम कवि का जयह-चरित्र', डूंगरसो का दान्रुशाला रासो, संवत्‌ १७३७ से १७५५ 
में रचित दयालदास का “राणा रासो' भ्ौर संवत्‌ १७६२-६४ के वृन्दक वि की वर निका 
धौर सत्य स्वरूप का उल्लेख किया है । 

उन्नोत्वीं शताब्दी का कविवर सूदन रचित 'सुष्रान-चरित्र' भी प्रकाशित हो 
चुका है जिप्तमें भरतपुर के राजा सूरजमल के संवत्‌ १६७०२ से १८१० तक के युद्धों का 
वर्णंव है | प्रन्थ ७ जंगों में विभक्त है और प्रत्येक जंग में कई अंक हैं । छनद भी जल्दी- 
जल्दो बदले हैं। वर्णन शंली सशक्त झ्ोर कविता प्रोजस्विनी है। भरतपुर के भौर भी 
कई ऐतिहासिक काठ्य मुनि कान्तित्तागर जी को प्राप्त हुए थे जिनमें से कवि मोतीराम . 
कृत चन्द्र वंशावली' भ्रोर कवि उदयराम कृत 'सुजान संवत्‌' राजस्थान-प्राच्य-विद्या 
प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाले हैं । बुद्धि विलास, कृष्णादास रासो, पव॑त पहुनी रासो, 
भावदेवसूरि रास, झ्ादि कुछ जैन ऐतिहासिक ग्रन्थ भी प्राप्त हैं । प्रतापगढ़ सम्बन्धी 
ऐतिहासिक काव्य को एक धरपूर्ण प्रति थ्री मोतीचन्द जी खजानची के संग्रह में है। डॉ० 


राजस्थान में रचित हिन्दी-साहित्य १०९ 


मेनारियां ने संवत्‌ १८०२ में तन्दराम रचित 'जग-विलास' का उल्लेख किया है । 
उप्नीसबीं शताब्दी के कवि मंडन कृत पाँच एतिहासिक काव्य मिलते हैं। जिनके 
ताम--१. जयशाह सुजस प्रकाश (संवत्‌ १८७७ के लगमग), २. रावल-चरित्र 
(संबत्‌ १८७६), ३. राठौड़ चरित्र (संवत्‌ १६७६), ४. भारत चरित्र (संबंत्‌ 
१८७४), झौर ५. कृष्ण सुयश प्रकाश | कवि मंडन का जन्म संवत्‌ १८३० में हुआ था । 
उपरोक्त ५ ऐतिहासिक ग्रथों के प्रतिरिक्त उसके ६ प्रन्य ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। 
उप्नीसवों शत'ब्दी के प्रन्त के ऐतिहा पिक काव्यों में महाकवि सूथ्यंमल का वंश 
भास्कर' हत्यन्त प्रसिद्ध भौर महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। यह प्रकाशित भी हो चुका है। ये 
महाकवि मिश्रण शाखा के चारण धौर बूंदी के निवासी थे। इनके वीर सतसई बलवम्त- 
विलास, सती रासो, भ्रादि ग्रंथ भी प्राप्त हैं। डॉ० मेनारिया ने लिखा है कि “इनके ज॑ सी 
यीर-रस की सुन्दर कविता करने वाला कवि हिन्दी में दूसरा कोई नहीं हुप्रा ।” 
बीकानेर के सुप्रसिद्ध ख्यातकार दयालदास सिढायच ने 'जस रत्ताकर' नामक 
एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य बनाया जिसकी प्रति भपूर्ण ही मिली है। उन्हीं का 
रचित 'पंवार-वंश-दपंण' सादूल राजस्थानी रिसचे इन्स्टीट्यूट से प्रकाशित हो चुका है । 
चारण वंश के चण्डीवाल ग्रोत्रीय कविया मोपाल 'शिखर, वंशोत्पत्ति भौर 
लावारासा' नामक दो ऐतिहासिक काव्य बनाये । उनमें से 'शिवर वंशोत्पत्ति पीढ़ी 
वात्तिक' नामक राजस्थानों ग्रन्य की रचना संवत्‌ १९२६ में हुई | इसमें सीकर के 
इतिहास की अच्छी जानकारी दी है। 'वात्तिक' शब्द का गद्य का ही प्रकार है पर उसमें 
तुक मिलाने का प्रयत्न किया गया है। 'लावारासा' का दूपरा ताम, 'कूमंबंश यश 
प्रकाश' है। इसमें कछवा वंश भौर विशेषत: लावा के युद्ध का वर्णन है ! श्री मेहताबचनन्‍्ह 
खारेंड से सम्गादित होकर राजस्थान पुरातत्व मन्दिर से यह प्रकाशित हो चुका है । 
सम्पादक के श्रनुसार इसकी रचना शिखर वंशोत्पत्ति के बाद में हुई है। 
कवि नल्लनिहु रचित 'विजयपाल रापो' की चर्दा हिन्दी-साहित्य के इलहास 
ग्र्थों में वी र-गाथा-काल की रचनाभ्रों में हुई पर इसकी कोई पूरी प्रति प्राप्त नहीं हुई, 
झत: रचना समय निरिचित नहीं किया जा सका। फिर भी इसकी भाषा एवं हेली को 
देखते हुए मैंने इसे १६वीं शताब्दी का बतलाया था। डॉ० मोतीलाल मेनारिया ने भी 
यह ग्रंथ संबत्‌ १९०० में प्रथवा इससे भी कुछ बाद में रचा गया लिखा है। इसमें करौली 
राज्य के यदुवशी चरेश विजयपाल का विद्येष वर्णन है, यद्यपि वह इतिहास बिरुद्ध भौर 
भतिरंजित है । और भी अनेक छोटे-मोटे ऐतिहासिक काव्य रचे गये जिनकी प्रतियाँ 
झाश्रयदातापों या कवियों के वंशजों के पास पड़ी होंगी । उतकी खोज की ज.कर उन्हें 
प्रकाश में लाना प्रावश्यक है। 


राजस्थान की कवयित्रियाँ 

राजस्थान में सतियाँ भ्रनेक हुई हैं. उसी तरह कवयिच्रिरय भी बहुत-सी हुई हैं। 
प्रन्य प्रान्तों को झपेक्षा राजस्थान को सर्वाधिक कवयिन्रियाँ उत्पन्न करने का सौभाग्य 
प्राप्त है। सोलहवी दत।ब्दी से वत्त मन तक की राजस्थानी भौर हिन्दी की कवयित्रियों 


"६ ३० राजस्थानी साहित्य 


की संख्या पचास के लगभग है। इनमें से कइयों की तो फूटकर पद-दोहादि रचवाएँ 
प्राप्त हैं पर कश्यों ने प्रनेक रचताएँ की हैं भोर वे काफी भच्छे स्तर की हैं । 

राजस्थानी कबयित्रियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है । प्रथम 
राजधराने की भौर दूसरी अन्य कबयित्रियाँ । रचताभ्ों की दृष्टि से रामकाव्य, कृष्ण 
काव्य शोर निगुण काव्यधारा तीनों तरह की रचनाएं मिलती हैं । 

मीरां सबसे प्राचीन ओर प्रसिद्ध है जिनके पद राजस्थानी, गुजराती भोर हिन्दी 
--पीनों भाषाभ्रों के करीब १५०० प्रकाशित हो चुके हैं। भ्वश्य ही ये सभी पद मीरां 
के रचित नहीं है, उनके नाम से परवर्ती कवि भोर कवपित्रियों ने प्रारित कर दिए हैं। 
मीरा के पदों का सबसे बड़ा संग्रह स्वामी भ्रानन्दस्वरूप 'भीरां सुधा-सिन्धु” तामक ग्रंथ 
है। पुरोहित हरिनारायण जी संग्रहीत पदों का संग्रह राजस्थान-प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर में छप रहा है। हस्तलिखित प्रतियों के भाधार से भ्रभी पदों का पाठ सम्पादन 
नहीं हो पाया है, जिसकी भत्यन्त भ्रावश्यकता है। मीरा की प्रन्य रचनाएं 'नरसी 
माहरो' भ्रादि वास्तव में उनकी नहीं है । 

राजघराने की अन्य कवयित्रियों में किसनगढ़ के महाराज राजथिह की पत्नी 
ब्रजकुमारी सबसे बड़ी धोौर उच्चकोटि की हैं। प्रापका भागवत का प्रनुवाद बड़ा सुन्दर 
है। सालव युद्ध ओर फुटकर रचनाओं की प्रति भी मुनि कान्तिसागर जी के संग्रह में है। 
किशनगढ़ के महाराजा राजधिह की पृत्री सुन्दरक्‌ंवरी की रचनाएं भाव भोर कलापक्ष 
उमय दृष्टि से महत्त्व की हैं। नेह॒निधि भ्रादि ११ रचनाएं प्राप्त हैं । 

नागरीदास की पोती छत्रकुंवरी बाई की रचना 'प्रेम-विनोद' संवत््‌ १८४५ में 
लिखी गई है रचना बड़ी मनोहर प्रोर सरस है । किसवगढ़ की इन तीन कवयिद्रियों 
की तरह प्रलव॒र की रूपदेवी प्रादि बड़ी भ्च्छी कवयित्रियां हुई हैं। जोधपुर के महा- 
राजा मानसिह्‌ की पत्नी 'प्रतापकृंवरी' की १४ रचनाएं प्राप्त हैं जो राम-भक्तिपूर्ण 
झोर प्रताद गुण के प्रोत-प्रोत हैं । 

संत कवयित्रियों में चरणदास की शिष्या दयाबाई भोर सहजोबाई उल्लेखनीय 
हैं। डृगरपुर की गौरीबाई तो मीरा का भ्वतार मानी जाती हैं, उतके करीब ६०० पद 
भाष्त हैं। बंदी को चन्द्रकचाबाई रचित रामचरित प्रकाशित हो चुका है। सोढी नाथी की 
कुछ रचनाएँ भी छप चुको हैं। राजस्थान की कवयिश्रियों के सम्बन्ध में 'प्रेरणा' के 
फरवरी, १६६३ के विशेषांक में भ्रच्छी जानकारी दी गई है। 


राजस्थान में प्राप्त हिन्दी-गद्य की प्राचीन रचनाएँ 


हिन्दी-साहित्य में प्राचीन गद्य की जितनी कमी मानी जाती है, वास्तव में उतनी 
है नहीं। इधर की खोजों से प्राचीन गद्य को बहुत-सी रचनाएं प्रकाश में आई हैं। भ्रभी 
हिन्दी गद्य रचनाएँ बहुत सी भज्ञात पड़ी हैं। लक्षाधिक इलोक परिमित दुंढाडी हिन्दी 
गद्य तो केवल दिगम्बर विद्वान्‌ श्रावकों के लिखे हुए जयपुर के जैन शास्त्र भंडारों में प्राप्त 
हुभा है, जिनके सम्बन्ध में स्वतन्त्र शोध-प्रदन्‍्ध लिखा जाना भ्रावदयक है| सन्रह॒वीं 
शताब्दी के ५० राजमल्ल ने समयसार की भाषा टीका राजस्थान में ही बना ई, उसकी 


शंज॑त्वान में रचित हिन्दी-साहित्य १११ 


कई प्रतियाँ दिगम्बर मंडारों में प्राप्त हैं। इसके बाद प्रठा रहयीं भौर उन्नीसवीं शताब्दी 
में केवल टीकाप्रों के रूप में ही नहीं, कुछ स्वतन्त्र ग्रग्थ भी लिखे गए हैं। जैनेतर लेखकों 
की भी प्रनेक गद्य रचनाएं राजस्थान के ज्ञान मंडारों में प्राप्त हुई हैं । 
हिन्दी-गय, ब्रज भाषा झौर खड़ी बोली इन दोनों का राजस्थान में मिलता है। 
सतरहवीं शताब्दी की कुछ गद्य रचनाएं प्राप्त हुई हैं | पृथ्वीराज रासो के संस्क*णों में 
भी बीघ-दीच में गद्य का प्रयोग हस्तलिखित प्रतियों में मिला है। वे प्रतियाँ सतरहवीं 
शताब्दी तक की लिखी हुई हैं। रासो के गद्य प्रवतरण मैंने प्रलग से छांट के 'व्रज 
भारती! में प्रकाशित कर दिए थे। 
खड़ी बोली को प्रधानता मुसलमानी साम्राज्य में मिली । संभवतः उन्होंने ही 
खड्ी बोली को सर्वाधिक प्रचारित किया । मुसलमानी पात्रों के राजस्थानी काव्यों एवं 
बातों में जहाँ-जहाँ उल्लेख प्राये हैं वहाँ उनके मुख से खड़ी बोली के वायय ही कहलाए 
गए हैं। खड़ी बोली को प्राचीन महत्त्वपूर्ण रचना 'कुतुबशतक' या कृतुबदीन की बात' 
राजस्थान के ग्रन्य भंडारों में ही प्राप्त हुई है । इसके कई रूपान्तर भी मिले हैं। सबसे 
प्राचीन प्रति प्रनूप-संस्क्ृत-लायबे री में संबत्‌ १६२३ की लिखी हुई मिली है हमने इसी 
तथा भनन्‍्य छझूपान्तरों की प्रतिलिपि करा रखी है; संपादन भी प्रारम्भ किया था पर 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त उसे प्रकाशित कर रहे हैं, यह ज्ञात होने पर कार्य स्थगित कर 
दिया गया | यह रचना गद्य व पद्य मिश्रित है। यहाँ संवत्‌ १६३३ की प्रति से इसके 
गय्य का उदाहरण दिया जा रहा है। इससे खड़ी बोली के प्राचीन गद्य की प्रौद़ता का 
धामास मिलता है । संवत्‌ १६३३ की लिखी प्रति प्राप्त है पर रचना तो इससे पहले की 
ही होनी चाहिए । 
“हठनि दाण स बंद री शझ्ठी दे वर नाम) 
साहिब सो सूरतियाँ बर बेलिया बडाम ॥१॥ 
दिल्‍ली सहर सुरताण पेरोजसाहि थाना। 
बीबोयाँ लाज लोजइ बंधाना ॥शा 
डोसोी प्रगा श्रागह बोदी बियाना पहटठी, 
नवे पंचसइ हत्यसोवन लटठी ॥ 
बाड़ीयां बेलियाँ नयणे विशावइ, 
साहिजादा श्ागइ सरकणइ न पावह ॥३२॥। 
एकसि छाउस देवर ढढितनी मालनों को भेष करया। 
पक्की नारिग्या जंभीरया भर्‌याँ, 
बेलियाँ बंकियाँ करयाँ। 
हेलीयाँ साहिजादे कइ भागए घरुयाँ, 
दोइ साहिजादे भ्रप्पणद हथइ कीयोाँ । 
धाया सालनो खुब हुई, 
हां साहिजादे जोबणा तब हुंइ । 
छब कं खब होइगा । टुक एक धोरे 


११२ राजस्पानी साहित्य 


धलतांण फुरमाण देता ईहुइ। 
नारंगी दो दो ध्यारि बंटे दोयाँ। 
पंच सोवन के टका बेवर्‌इ भरे। 
वे सालतोी धहाईयाँ करे ॥४॥ 


संबत्‌ १६३० के प्रास-पास की लिखी हुई रमल शकुनावली की भाषा भी 
देखिये-- 


“प्रंबाजी १--सामा कर नफ़ां होइगा बुरा न होहगा। 

सफर २--गमनु म कर, जहमति हो इगी, केई दिन घीरा होहि। 

जन पुच्छा ३--ए जमाने मांहि जन करणे का पुषु नाहों, 

हलावतलि न होइगी ।॥। 

रोजीए ४---रोजी के वर जखुलहिंगे, खुसोी होइगी ॥ 
(शक्‌नावली ) 


इस तरह की शकुनावलियाँ प्राचीन हस्तलिखित गुटकों में बहुत-सी प्राप्त हैं। 
राजस्थानी प्रेम-कथाप्नों में कई ऐसी भी हैं जिनमें खड़ी बोली का मिश्रित रूप में प्रयोग 
हुआ है। भुत्तलमानों सम्बन्धित बातों में ऐसे प्रयोग प्रधिक मिलते हैं। यहाँ बहुलिमा 
की बात, ससी-पुनो साहजादे को बात का कुछ प्रंश दिया जा रहा है : 

“तब ऐसे दिन पांच-सात तो निहौरा कीया, पण पनो न मार्न । 

तप पने ने भायाँ गोठ करो। ससी क॑ बाग में । तब पनो, होती, 

मोती पर हसमाँए छ्यारू जने एकठे बहवचे उपर बंठे हैं, झर 

दार पीते हैं। हतन प्यारा भरि भरि देते हैं । 


(ससी पनू साहजादे की बात सं० १८३४) 


“ये लकु श्रतवार फोज ले करि काबा गजनों गया। सो वहाँ जाई 
पातस्थाहो करी । ये दोनों ही पातसाही जबर हुई। खूब श्रमल 
जमाया। बहोत वरस पातस्याही करी। पोछे दोस्ती कू गये। 
जदी पछे कहाणो तमाम हुई । (बहलिमा की वार्त्ता) 


प्राचीन गद्य में भाषा व शैली की विविधता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ 
कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं जिससे भाषा व शैलों की विविधता स्पष्ट ज्ञात हो 
सकेगी-- 
“बन्ध कौन सु कहिए है? अ्नात्म विष पात्म-बद्धि ताको बंध कहिये । 
पझनात्मा कहिए। बेहू इन्द्रिय मन प्रणण सम्बन्ध ता विद पात्म-भाव 
को वेहो हंसो-र बंध कहिए । इतिबंध प्रहन ।” 
(मनोहरदास निरंजनी कृत हतप्रहनी ) 


राजस्थान में रचित हिन्दी-साहित्य ११३ 


“देलि, तूं चेतन है। जड़ प्रजान है। ते झजान में श्वापा मान्या, 
झशुद्ध भया, तेरो लेर भ्रजान न परे है। तूं झपने पद ते ईथें को 
(इधर को) सति झाव । तेरा कंछ पल्‍ला न पढर है। 
साहक (व्यर्थ हो) विरानो (दूसरे को) वस्तु को प्रपनी करि 
करि झूठी होंस कर । यह हमें भोग से सुख भया, हम सुख्री हैं, 
झूठो भरम-कल्पना सानि मोद कर है। ह 
(दोपचन्द कासलीवाल कृत श्नुभवप्रकाक्ष ) 


जयपुर के महाराजा प्रातर्पातिह के श्राश्नित संगीतज्ञ विद्वानों ने 'राधा-गोविन्द 
संगीतसार' नामक संगीत का बुह॒त्‌ ग्रन्थ हिन्दी में लिखा । 

भागे जैन लेखकों का हिन्दी गद्य लक्षाघिक इलोक परिभित बताया गया हैं, 
उपके सम्बन्ध में जिज्ञासा हो सकती है कि इसके रचपिता प्रमुखतया कौन-कौन हैं ? 
कवि राजमल्ल की 'समयसार कलश टीका का उल्लेख ऊपर किया गया है। (इसके 
बाद हेमराज की कई भाषा टीकाएँ मिलती हैं। कवि बनारसीदास से भी दो गद्य 
रचनाएं लिखी हैं ।) १८वीं शती में दीपचन्द कासलीवाल ने 'विद्विलास', 'झात्मा- 
वलोफन' झ्रादि ध्ाध्यात्मिक मौलिक गद्य रचनाएं भी हिन्दी में लिखी हैं। प्रक्षयराज 
श्रीमाल की भी कई गद्य रचनाएं प्राप्त हैं। उन्नोसवीं शताब्दी में तीन-चार लेखकों ने 
ही लक्षाधिक इलोक परिमित भाषा टीकाएं लिखी हैं| यहाँ उन्हीं का उल्लेख कर देना 
काफी होगा। 

१. पं० दोलतराम --खंड लव।ल ज्ञातीय, वसवा के निवासी थे । फिर भन्‍्त्री के 
पद पर जयपुर, उदयपुर में रहने लगे । संबत्‌ १८२३ में पद्म पुराण, संबत्‌ १८२४ में 
भ्रादि पुराणादि की भाषा टीका बनाई। संवत्‌ १८२६ में श्रीपाल चरित्र, संवत्‌ १८९०७ 
में पुर्षाथंसिद्धयुपाय की टोडरमल जी को भाषा टीका को पूर्ण किया। इन भाषा 
टीकाप्नों का दिगम्बर ज॑न-समाज में काफी प्रचार है । 

२. भाचार्यकल्प पं० टोडरमल- ये जयपुर के खंडेलवाल थे। इनकी प्रतिभा 
असाधारण थी । १६ वर्ष की भ्रवस्था में द्वी ग्रन्य रचना में प्रवृत्त हो गए। गोमट्टसार 
जैसे महान्‌ ग्रंथ की भाषा टीका बनाना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है । भापने 
उसकी तथा लब्पिसार, क्षपणकरसार की भाषा टीका ४५००० इलोक परिमाण बनाई । 
इसी तरह त्लोक्यसार वचनिका भी दस-बारह हजार इलोक परिमित है । भात्मा- 
नुशासन वचनिका, पुरुषार्थसिद्धयुपाय भाषा टीका भापके भ्समय में स्वगंवासी हो जाने 
से भपूर्ण रह गई है। 'मोक्षमार्गंप्रकाश नामक मौलिक गद्य ग्रंथ भी भापका श्पूर्ण रह 
गया । केवल ३३ वर्ष की ह्रवस्था में ही झाप स्वर्गवासी हो गए। इतने कम समय में 
इतना अधिक गद्य और किसी ने नहीं लिखा । 

३. पं० जयचस्--ये भी जयपुर के छावड़ा गोत्रीय खंडेलवाल थे । संवत्‌ 
१८६६ से १८७० के बीच स्‍ग्रापने लगभग ६०००० इलोक परिभित भाषा वचनिकाएँ 
बनाई । सर्वार्थ सिद्धि, परीक्षामुख, द्रव्यसंग्रह, शञानाणेव, समयसार झादि प्राकृत व 


4१४ राजस्थानी साहित्य 


संस्कृत के दार्शनिक झौर गम्भीर ग्रंथों की सरल भाषा में टीका बनाने सै जनता का 
काफी उपकार हुमा । 

४. पं० सदासुख--ये उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे। इन्होंने रत्नकरण्ड श्रावकाचार 
का १५-१६ हजार इलोक परिमित भाष्य, तत्त्वाथंसूत्र भाषा (प्रथ॑प्रकाशिका) उतनी 
ही विस्तृत भौर भगवती-भाराधना टीका बीस हजार एलोक परिभित संबत्‌ १६०५ में 
लिशी । हस प्रकार उपर्यक्त चार शास्त्र-वेत्ताप्रों ने करोब दो लाख श्लोक परिमित 
भाषा टीकाों के रूप में गद्य लिखा है । 

राजस्थान के हिन्दी-साहित्य का विषय के पनुसार यदि वर्गीक*ण किया जाय 
तो जीवन के प्राय: सभी प्रावश्यक भौर उपयोगी विषयों का साहित्य राजस्थान में रचा 
गया है। रीति, भक्ति प्रौर संत साहित्य की प्रधानता तो है ही पर कथा-सा हित्य, 
ऐतिहासिक काव्य, पौराणिक ग्रंथ के भ्राघार से रचे हुए काव्य, झाष्यात्म, तीति, धर्म, 
मनोरंजन, ज्योतिष, वैद्यक, वेदान्त, शकुत, सामुद्रिक, स्व॒रोदय, क्रीड़ा, कोकणास्त्र, 
संगीत प्रादि प्रवेक विषयों का हिन्दी-साहित्य प्राप्त है। नगर-वर्णन की स्वतन्त्र रचनाएँ 
पचाततों की संख्या में प्रपप्त होना विद्येष उल्लेखनीय है। राजस्थान के भतिरिक्त ऐसी 
रचनाएँ हिन्दी में प्रायः नहीं लिखी गई । संतों का साहित्य प्रध्रिकांश वेराग्य, नीति, 
धर्म भोर भक्ति विषयक है । जैनों का साहित्य भी वैसा तो है ही पर कथाएँ भी सैकड़ों 
की संख्या में लिखी गई हैं। भक्ति और प्राध्यात्म के पद सन्रहदों से लेकर उन्नीसवीं 
शताब्दी तक हजारों ही मिलते हैं, उनमें से सकड़ों तो छप भी चुके हैं । 

दरबारी कवियों ने छन्द, प्रलकार, कोश, नायक-नायिका भेद, काव्य-शास्त्र, 
संगीत, कृष्ण-लीला, काम-शास्त्र शौर फुटकर रचनाएं प्रधिक को हैं वयोकि राज- 
दरबारों में ऐसी रचनाप्रों की ही प्रधिक पूछ थी । श्ृंगारिक रचनापों को राजा भौर 
पाषंद लोग भ्रधिक पसन्द करते थे, जब कि जनसा!धारण नीति, धर्म, भ्रध्यात्म भौर 
कथा वार्ता को विशेष पसन्द करते थे। संतों तथा जेनों का अधिक संपर्क जन-प्ताधारण 
के साथ होने के कारण उन्होंने लोक-रुचि के भ्रनुकूल शौर नैतिक एवं झाध्य!त्मिक 
प्रेरणा देने वाले साहित्य का निर्माण प्रधिक क्रिया । घामिक झर पौराणिक ग्रंथ के गद्य 
भोर पद्यों के भ्रनुवाद तथा उनके भ्राधार से रचे जाने वाले साहित्य का १रिमाण बहुत 
प्रधिक मात्रा में है । 

राजस्थान की हिन्दी रचनाप्रों में नगर-वर्णन|त्मक गजल ऐतिहासिक दृष्टि से 
विशिष्ट स्थान रखती हैं। गझलों के लेखकों ने प्रपना दृष्टिकोण व्यापक और सादव॑- 
जनिक रखा है, भौगोलिक दृष्टि से भी इसका प्रपना महत्त्व है। जिस नगर का वर्णन 
किया गया है, उत्त नगर के हाट, बाजार, दर्शनीय स्थानादि का प्रच्छा वर्णन कर दिया 
गया है। सं० १६८० के प्रास-पास की रचित कवि जटमल नाहर की लाहौर गज़ल' 
नगरवर्णनात्मक गज़लों में सर्वे प्रथम है । इसका भ्नकरण जैन लेखकों ने बहुत अधिक 
किया। बीकानेर गजल संवत्‌ १७६४ में उदयचन्द ने बनाई, उदयपुर भौर चित्तौड़ की 
ग़ज़ल कवि खेतल ने संवत्‌ १७४८ भौर १७५७ में । इसी प्रकार नागौर, मेड़ता 
जोधपुर, कापरड़ा भ्रादि राजस्थान के तथा बाहर के बंगाल, भागरा पादि नगरों की 


रावस्थान में रचित हिन्दी-साहित्य ११५ 


गजलें भी प्राप्त हुई हैं। मुनि कान्तिसागर भी ने “हिन्दी पद्य संग्रह' में कुछ गजलें 
प्रकाशित की हैं। पूर्व देश वर्णन छन्द मेवाड़ छन्द भ्रोर देशान्तरीय छन्द प्रादि 'छन्द' 
संज्क इसी प्रकार की प्रन्य कई रचनाएं मिलती हैं। 


समालोचनात्मक एक विशिष्ट हिन्दी रचना 


झालोचना प्रत्यालोचना की परिपाटी दीघंकाल से चली भरा रही है। सब को 
प्रालोचना पद्धति एक-सी नहीं होती, तटस्थ समालोचक बहुत कम होते हैं। जो कृति के 
केवल दोषों को ही उद्धाटित कर गुणों पर ही समभाव से विचार करते हैं। इतना ही 
नहीं कवि के दोषों का परिहार करते हुए भ्रपनी झोर से उसमें कुछ ऐसे सुझाव भी रख 
देते हैं जिससे उस कृति का महत्त्व और भी बढ़ सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी के जैन 
योगी ज्ञानसार जी ऐसे ही एक वरिष्ठ समालोचक थे जिन्होंने प्रात्मानुभवी सत प्रवर 
झानन्दघन जी, देवचन्द्री, यझशोविजयजी की रचनाझों पर विवेचना करते हुए रचमिता 
के प्रति पूर्ण भ्रादरमाव व्यक्त करते हुए भी रचनाओं की त्रुटियों पर स्पष्टता-पूर्वक 
प्रकाश डाला है। युकवि जिनराजसूरि की दिल खोलकर प्रशंसा को है तो ज्ञानविमल 
सूरि जी की कड़ी क्‍प्लालोचना करने में भी संकोच नहीं किया है। उनकी एक महत्त्व- 
पूर्ण समालोचन।त्मक रचना ऐसी भी मिली है जो प्पने ढंग की एक ही है । उसक।! यहाँ 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है--- 
भ्रठारहवीं शताब्दी के ज॑न कवि मोहनविजय ने चन्द्र राजा चौपाई नामक एक 
लोकप्रिय गुजराती काव्य बनाया । उसकी समालोचना योगीराज ज्ञानसारजी ने सवत्‌ 
१८७७ के चंत्र कृष्णा २ को बीकानेर में लिखी। इसकी प्रथम विशेषता यह है कि यह 
समालोचना ४१३ दोहों में लिखी गई है। ऐसी पद्यबद्ध प्रालोचना उस समय की भ्रन्य 
कोई जानने में नहीं भाई । दूसरी विशेषता यह है कि यहू मूल कवि के छन्द, झलंकार 
झादि दूषणों को दिखाते हुए प्रसंग-प्रसंग पर भ्रपनी स्‍ोर से ऐसे दोहे भी जोड़ दिये हैं 
जिससे कृति की कमी की पूति होकर उसकी शोभा में भ्रभिवृद्धि हो गई है। प्रस्तुत 
रचना के भ्रादि प्रन्त के कुछ दोहे यहू प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 


धावि-- ए निशये निईय करो, लखि रखना को माँश । 
छन्द पझ्लंकारे निपुण, नहि मोहन कविराज ॥ 
दोहा छंदे विषघस पद, कही तीन दस सात। 
सम में ग्यारं हुं धरे, छल्‍द गिरंथे रुघात।॥॥ 
सो तो पहिले ही पदे मात रजो दो बार। 
झलंकार दृषण लिख, लिखत बढ़त विस्तार ॥ 

झनन्‍्त-- ना कवि की निन्‍दा करो, ना कुछ राखो कान । 
कवि कृत कविता धास्त्र की सम्मत लिखी सयान ॥॥ 


ज्ञानसारजी की भ्रन्य हिन्दी रखनाझों में मालापिगल नामक छन्द-शास्त्र, 
कामोह्रीपन, (जयपुर नरेश्ष प्रतापतिह के प्रशंसात्मक) प्रतापसिह समुद्र-बद्ध-बचनिका, 


११६ राजस्थावी साहित्य 


बहुतरी, पद, पूर्वे-देश बर्णण छन्द, मावषट्त्रिश्विका, भात्म-प्रवोध छत्तीसी, चरित्र 
छत्तीती प्रस्ताविक प्रष्ठोत्तकरी गृढा बावनो प्रादि प्राप्त हैं जिनमें से दो के भतिरिक्त 
सभी हमारी ज्ञानतार ग्रन्वावलो में प्रकाशित हैं । 

राजस्थान के भ्रन्य हिन्दी जैन-कर्वियों में कतिपय उल्लेखनोय लेखकों भौर 
उनकी रचनाओ्रों का परिचय भी यहाँ करा देना भ्रावश्यक है-- 

सतरहवीं शताब्दी के कवि राजमल्ल ने 'छन्दोविद्या' नामक एक छन्द-हास्त्र 
की उल्लेखनीय रचना बनाई जो संस्कृत, प्राकृत, भ्रपअंश भौर हिन्दी चारों भाषाशों में 
रचित है । इस तरह को झनेक भाषाओं में निवद्ध रचनाएं विरली ही मिलती हैं । इसी 
शताब्दी के कवि दामो ने 'मदनशतक' नामक एक हिन्दी प्रेम कथा गद्य में लिखी है । 
ऐसी रचनाएं भी कम मिलती हैं। इसमें दिया हुआ एक गुप्त प्रेम पत्र विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। 

कवि भद्रसेन चन्दन मलयागिरौ' झौर जिन हु ने नन्‍्द बहुतरी' लोश्कथाप्रों 
सम्बन्धी हिन्दी में रचताएं कीं। छन्द-ग्रन्थों में कवि हेमराज की 'छन्द-मालिक' उदय- 
चन्द का 'छन्द प्रबन्ध', 'प्रध्तार-रत्नावली', ज्ञानसार का 'माला-पिगल' उल्लेखनीय हैं । 
झलंकार झौर रस सम्बन्धी रचनाप्रों में भंडारी उत्तम चन्द का 'भ्रलंकार भ्राशय', भंडारी 
उदयवद का 'रस-निवास, रस-श्वृंगार, दूषण-दर्पण', मानकवि रखित भाषा कवि रस 
मंजते, संयोग द्वार्निशिका', दामोदर रचित “रस-मोह-छूंगार! नामक ग्रन्थ प्राप्त हैं। 
झलंक/र आशय के सम्बन्ध में डॉ० मेनारिया ने लिखा है--श्री उत्तमचन्द भंडारी 
की रचनाप्रों में 'प्रलंकार क्‍प्राशय' स्व श्रेष्ठ रचना है। इसमें भ्रलंकार विषय का विवेचन 
बहुत ही शास्त्रीय ढंग पर हुआ है भोर उदाहरण में जो कविताएँ रखी गई हैं, वे भी 
बहुत उत्तम कोटि की हैं । 

अ्रठारहवीं शताब्दी के द्वेताम्बर कवियों ने देद्यक सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रन्थ 
बनाएं हैं। कवि लक्ष्मीवल्लभ, रामचन्द्र, मानकवि, समरथ ते कालज्ञान, वंद्य-विनोद, 
रामविनोद, कवि-विनोद, कवि-प्रमोद भ्रादि भ्पने विषय की उत्तम रचनाएं की हैं । 

इतधी शताब्दी के प्रारम्भ में प्रात्मानुभवी संत भ्रानंदधन जी हो गए हैं, जिन्होंने 
बड़े उच्च-फोटि के भाध्यात्मिक पद बनाए हैं। उनमें से दो साखी दी जा रही है-- 


जग झासा जंजीर को, गति उलटी कछ औौर। 
जकरयों घावत जगत में, रहै छूटो इक ठौर ॥ 
झातम झनुभव फूल की, नवलो कोई रोत । 
नाक न पकरं वासना, कान न गहे परतीत।॥॥ 


उन्नीसवीं शताब्दी के कवि बुधजन की सतसई संवत्‌ १८८१ की रचना है 
जिसमें बड़ी कुशलता से प्रध्यात्म, वर/ग्य भौर सदाचार की त्रिधारा प्रव हित की है । 
इनकी 'तस्वाथंबोध, पंचास्तिकाय-पद्य नुवाद शोर बध-जन-विलास' रचनाएँ भी प्राप्त 
हैं। एक पद की प्र।रम्मिक पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं -- 


राज॑स्थाव में रचित हिन्दी-साहित्य ११७ 


गश भव पाय घेरि दुख भश्ता, ऐसा काज न करना हो। न० 
नाहुक ममत ठानि पुदुगल सौ. करम-जाल,क्यों परना हो ? । न० 
यह तो जड़ तु शान झरुपी, तिल तुष ज्यों गुर बरता हो । न० 


सन्त-साहित्य 


भव हम राजस्थान के सन्‍्त-साहित्य का संक्षिप्त परिचय देंगे। राजस्थान में 
कई सन्त सम्प्रदाय हैं, जिनमें दादू पन्‍्थ, रामस्नेही, निरंजनी, चरणदासी, जसनाथी, 
विएनोइ भ्र।दि उल्लेखनीय हैं । जसनाथी भौर विएनोई सम्प्रदाय का तो सारा साहित्य 
राजस्थानी में लिखा गया है। भ्रन्यों का हिन्दी प्रधान राजस्थानी में । सन्त दादू बड़े 
झात्मानुभवी सन्‍्त थे। उनकी प्रनुभव वाणी बड़े महत्त्व की है। इनके बावन शिष्य थे 
जिनमें से कई बड़े पहुँचे हुए संत थे । उन्होंने जो वाणियाँ लिखीं बे पनेक प्रंगों में विभक्त 
हैं। सन्त दादू श्लोर रज्जब भ्रादि की 'वाणि' प्रकाशित हो चुकी है। कुछ भ्रन्य सन्त 
कवियों की भी स्वामी मंगलादास जी ने दादू पन्‍्थी साहित्य की सूची प्रकाशित की है। 
हिन्दू धौर मुसलमान दोनों ने सन्त सम्प्रदायों को भ्रपनाया। दादू पन्‍्य के मुसलमान 
कवि वाजिन्द की प्रनेकों रचनाएं मिलती हैं। दादू पन्‍्यी सम्प्रदाय के विद्वान्‌ प्ौर 
सर्वोत्कृष्ट कवि सुन्दरदास हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह दो भागों में पुरोहित हरि- 
नारायण डो द्वारा सम्पादित होकर राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता से प्रकाशित 
हो चुका है । 

रामस्नेही सम्प्रदाय की ३-४ छ्ाखाएं हैं। इनमें से सिहस्थल झौर खेड़ापा की 
गूरू-परम्परा तो एक है। रेण शोर शाहपुरा की शाखा इनसे सवंथा भिन्न है। रामस्नेही 
सम्प्रदाय भौर दादू पन्धी प्रादि राजस्थान के भ्रन्य सन्त सम्प्रदायों का प्रचार एस प्रभाव 
राजस्थान तक ही सीमित न होकर, मानव भादि भ्रन्य प्रदेशों में भी रहा है। शाहपुरा 
शाखा का प्रादुर्भाव सन्त रामचरणजी से हुप्ला था। उनकी वाणी का विशाल संग्रह 
प्रकाशित हो चुफा है। इस शाखा के कई भन्य सन्‍्तों की रचनाप्रों का संग्रह बीकानेर 
के स्वामी केवलरामजी ने छपवाया है। 

रण शाखा का प्रादु भाव सन्त दरियावजी से हुआ | उनको तथा उनके भनुयायी 
सन्‍्तों की वाणियों का कुछ संग्रह निकला है पर भभी तक इस शाखा के साहित्य की पूरी 
जानकारी प्रकाश में नहीं प्राई है। विहस्यन्त शाला को कुड़ वाणिपा'राम स्तेही- 
धर्मप्रकादा' में छपी हैं भौर खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक रामदासजी की वाणी भी छप चुकी 
है । इनके शिष्य दबालजी ने भक्तमाल धादि कई रचनाएं की हैं। 

निरंजनी सन्त सम्प्रद'य के प्रवर्तक हरिरामजी थे । उनकी वाणी तथा इस 
सम्प्रदाय के प्रन्य सन्‍त कवियों की वाणी के कुछ नमूने उनके परिचय सहित स्वामी 
मंगलदास जी ने प्रकाशित किये हैं। इस सम्प्रदाय के ऋषियों में सन्‍त भगवानदास धौर 
मतोहरदास ने कई वेदान्त सम्बन्धो ग्रन्व भी लिखे हैं। सन्‍त तुलमीदास झादि की विस्तृत 
वाणी मिलती है। डाँ० भगीरथ मिश्र का “ निरंजनी सम्प्रदाय भ्रौर तुलसीदास” ग्रन्थ 
इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है । निरंजनी सम्प्रदाय पर डॉ० मनो रमा त्रिपादी ने लिखा था 


११८ राजस्थानी साहित्य 


पर यह प्रकाशित नहीं हो पाया । सन्त हरिरामदास, भगवानदास भौर मनोहरदास की 
रचनाप्रों के सम्बन्ध में मेरे लेख छप चुके हैं। भन्य एक लेख में मैं निरंजन सम्प्रदाय के 
ज्ञात समस्त साहित्य का संक्षिप्त विवरण भी प्रकादित कर चुका हूँ । 
सन्‍्त वरणदास से च रणदासी सम्प्रदाय प्रसिद्ध हुप्रा । चरणदासजी की रचनाओरों 
का संग्रह "भक्तिपागर” के नाम से निकल चुका है। डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित 
ने भी चरणदास पर शोध कार्य किया है। सन्‍त चरणदास को शिष्याएँ सहजबाई भौर 
दयाव।ई प्रसिद्ध हैं। इस सम्प्रदाय के कुछ प्रन्य सन्‍्तों की जानकारी भी मुनि कांति- 
सागर जी झादि ने अपने लेखों में दी है पर प्रभी तक पूरी खोज नहीं हो पाई है । 
जसनाथी सम्प्रदाय का प्रवर्तन जसनाथजी से हुआ । उनके “शब्द ग्रन्थ” का 
सम्पादन श्री सुयेशंकर पारीक ने किया है और इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में उनका 
“प्िद्ध-चरित्र ” प्रन्थ निकल चुका है। “राजस्थान भारती' के नये प्रक में प्रकाशित लेख 
में उन्होंने जसनाथी सम्प्रदाय के साहित्य का संक्षिप्त विवरण दिया है । 
विष्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं“ जांभाजी । उनकी जीवनी श्ौर वाणी छपी 
तो है पर भन्य लोगों के लिए दुलेभ है, उसका प्रचार सम्प्रदाय तक ही सीमित है। श्री 
सूयंशंकर पारीक ने जांभोजी को वाणी का सम्पादन किया है श्रौर वह भारतीय विद्या 
मंदिर शोध प्रतिष्ठान, नोकानेर से प्रकाशित होने वाली है। 
इन सम्प्रदायों के प्रतिरिक्त भर भी कई छोटे-छोटे सन्त सम्प्रदाय हैं। उनका 
थोड़ा ही साहित्य मिलता है । लालदासी शभ्रादि कई सम्प्रदायों के साहित्य की जानकारी 
तो प्रमी तक पूरी प्रकाक्ष में भी नहीं भरा पाई है। भलक्षिया सम्प्रदाय सम्बन्धी एक 
लेख व ग्रन्थ निकाल चुका है । 
राजस्थान में नाथ सम्प्रदाय का भी काफी प्रभाव शताब्दोंसे रहा है। 
गोरखनाथ की ख्याति तो वेसे सारे भारतवर्ष में है पर राजस्थान के सन्त सम्प्रदायों 
झोर लोक-मानस पर उनका काफी प्रभाव रहा है। नाथ सम्प्रदाय की कई शाखाएँ 
राजस्थान के प्रलग-प्रलग स्थानों में प्रभावशाली रही हैं। सन्त वाणी सम्रह के गुटकों 
में नाथ-पन्‍्यथी कवियों की वाणियों का संग्रह भी रहता है। ऐसी बहुत-सो प्रतियाँ 
राजस्थान के सप्रहालयों में हैं। 
जोघपुर के महाराजा मानप्विह तो नाथ सम्प्रदाय के परम भक्त थे। उनके 
समय में नाथों के सम्बन्ध में काफी रचनाएँ लिखी गईं भौर सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कई 
ग्रन्‍्य लिखे गये हैं । राजकीय-पुस्तक प्रका् में नाथ-पपी साहित्य का भच्छा संग्रह है । 
सन्त सम्प्रदायों की तरह राजस्थान में कई भक्ति सम्प्रदाय भी हैं। ब्रज प्रदेश 
निकट रहने के कारण वहाँ के कृष्ण शक्ति के सम्प्रदायों का राजस्थान में भच्छा प्रचार 
हुमआ । यहाँ के राजा उनके पझ्ननुयायी हो गये। नाथद्वारा, कांकरोली श्रादि बललभ 
सम्प्रदाय के प्रधान मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जयपुर, सलीमाबाद भादि में 
गौडीय एवं निम्बार्क ध्रादि कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों का भ्रच्छा प्रभाव रहा। साथ ही 
राम-भक्ति सम्प्रदाय का भी केन्द्र जयपुर-गलता में है। इन सम्प्रदायों के राजस्थान में 


राजस्थान मैं रचिंत हिन्दी-साहित्य ११६ 


रखे गये ग्रन्थों की स्वतन्त्र रूप से खोज नहीं हुई है। पर कुछ शोध-प्रन्थों में राजस्थान 
की सामग्री का उपयोग हुभा है । 

जैन-धर्म के मुख्यतः दिगम्बर झौर श्वेताम्बर दो सम्प्रदाय हैं। दिगम्बर 
सम्प्रदाय में बीस-ग्रंथ भोर तेरह पंथ दो प्रधान भेद हैं भोौर एवे ० सम्प्रदाय में मूरतिपुजक, 
स्थानकवासी भौर तेरहपंथी तीन उप सम्प्रदाय हैं। इन सभी सम्प्रदायों का राजस्थान 
में प्रचार रहा है। द्वेताम्बर मूतिपूजक सम्प्रदाय के अनेक गच्छ राजस्थान से ही 
प्रसिद्धि में झाये। इन सभी सम्प्रदायों भौर गच्छों का साहित्य काफी विशाल है। 
दिगम्बर सम्प्रदाय का राजस्थान में रचित साहित्य वंसे सभी भाषाधों का है पर उनकी 
हिन्दी भाषा की रचनाओरों की संख्या बहुत भ्रधिक है। इवेताम्बर सम्प्रदाय ने राज- 
स्थानी भाषा में निर्माण प्रधिक किया है। स्थानकवासी भौर तेरहपंथी सम्प्रदाय का 
तो पूरा साहित्य राजस्थानी में ही है। 

सन्त कवियों में दादू, रज्जब, वाजिन्द, सुन्दरदास, मगवानदास, मनोहरदास, 
तुलसीदास झ्रादि ने हिन्दी में 'बाणियाँ नामक ग्रन्थ लिखे हैं। दादू सुन्दरदास, रज्जब 
भादि के ग्रन्थ छप चुके हैं। सन्‍्त भौर भक्ति-साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ नाभाद।स 
का 'भक्तमाल' है। इसका प्रचार व प्रभाव प्रन्य प्रान्तों में भी काफी रहा है। इस पर 
प्रनेक टीकाएं लिखी गईं शौर उसके भनुकरण में बहुत-सी भक्तमालें विभिन्न सम्प्रदायों 
की रची गईं। इनमें से दादू पन्‍्थी राधघवदास की भक्तमाल भौर उसकी चतुरदास रचित 
टीका का मैंने सम्पादन किया है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठाव, जोधपुर से कुछ 
महीने पहले ही यह सटीक भक्तमाल प्रकाशित हुई है। संत सुखसारण की भक्तमाल 
भी छप चुकी है। निरंजन सम्प्रदाय की भक्तमालादि भी प्रकाधित हैं। 

राजस्थान के मुसलमान कवि न्यामत खां, जो जानकवि के नाम से प्रसिद्ध हैं हिन्दी 

में सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखे हैं। उनकी करोब €० रचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। राजस्थान 
के कविवर वृन्द तो ढाका बंगाल भी भाये थे। उनकी सुप्रसिद्ध रचना 'वुन्द सतसई” 
संवत्‌ १७६२ में ढाका में ही रची गई है । 

चारण कवियों ने राजस्थानी के साथ-साथ हिन्दी में भी साहित्य निर्माण किया 
है जिनमें नरहरिदास का 'प्दतारचरित्र' विदेष रूप से उल्लेखनीय है। 

इवेत्ताम्बर जन कवियों ने यद्यपि राजस्थानी में ही प्रधिक रचनाएँ की हैं पर 
कछ हिन्दी रचनाएँ भी उनकी उल्लेखनीय हैं। विजयगच्छीय मान सिह का 'राजविलास 
बा ठ्य ना० प्र० स० सै छप चुका है। 

दिगम्बर हिन्दी कवियों की संख्या काफी है। राजस्थान के शास्त्र मंडारों की 
सूची के ४ भागों द्वारा उनकी रचनाप्नों की जानकारी मिलती है। पद् रचनाओं के 
स,थ-साथ दिगम्बर लेखों की गद्य रचनाएँ एवं टीकाएँ भी बहुत हैं। ढूँढाड़ी गद्य की 
रचनाओझों का परिमाण लक्षाघिक इलोकों का है। कवि बुधजन, दौलतराम पक्‍्मादि ने पद्च 
रचनाएं श्लौर टोडरमल, सदासुख भ्रादि ने गद्य रचनाएं की हैं। राज्याश्रित ए्वेताम्बर 
हिन्दी कवियों में जोधपुर महाराजा मान सिंह के मंत्री उत्तमचन्द्र और उदयचनद्र मण्डारी 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । उदयचन्द की ३५ हिन्दी रचनाएं प्राप्त हैं। 


११० राजस्थानी . शाहिस्य 


राजस्थान में हिन्दी के कई कवियों ने बहुत बड़े परिमाण के ग्रन्थ बनाये झौर 
कईयों ने छोटे ग्रन्य बनाकर भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की । उदाहरणार्थ, महा राजा जसवन्त- 
घिह का भाषा-भूषण' छोटा-प्रस्थ है। इसी तरह बिहारी सतसई' भी केवल ७०० 
दोहों का संग्रह है पर झपनी गुणवत्ता के कारण हिन्दी-साहित्य में इनका विशिष्ट एवं 
उल्लेखतीय स्थान है। मोरां के छोटे-छोटे पदों ने भारत भर में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की 
है बहू भन्‍य किसी को कम ही मिल सको है। बड़े ग्रन्थों में जयपुर के चन्द कवि का 
भारत-मास्कर”' एक लाख इलोक से भी भ्रधिक परिमाण का है। महाभारत के इस 
पद्मानुवाद की प्रति हमारे संग्रह में भी है । 

झाएइने झकबरी, करावारौनू सफाई झ्ादि फारसी के षुछ ग्रन्थों के राजस्थान 
के कवियों एवं लेखकों ने गद्य भोर पद्म में प्रनुवाद किये हैं । संस्क्ृत ग्रन्थों के तो बहुत 
से भ्रनुवाद प्राप्त हैं हो । टीकाएँ भी संस्कृत एवं हिन्दी-ग्रन्थों की काफी लिखी गई हैं । 
कई हिन्दी ग्रन्थों के सचित्र संस्करण राजस्थान में तैयार हुए वे विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। प्रन्य प्रान्तों में रजित हिन्दी-साहित्य भी राजस्थान के ग्रन्थ संग्रहालयों में काफी 
परिमाण में प्राप्त हैं। इन सब दृष्टियों से राजस्थान की हिन्दी-सेवा बहुत ही उल्लेखनीय 


है। 

इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान की साहित्यिक परम्परा बहुत गौरवशाली 
रही है । प्राकृत, संस्कृत, श्रपञ्रंश, हिन्दी, राजस्थानी पांचों भाषाप्रों को झनेक विधाप्रों 
झौर विषयों की रचनाएँ परिमाण में विशाल हैं श्रौर बहुत ही उपयोगी हैं। इन रचनाशरों 
से राजस्थान के लोक-जीवन के विकास में बहुत प्रेरणा मिली है । 

वोर-रस के भनूठे साहित्य ने वीरों श्रौर सतियों को श्रपने कत्तंव्य पथ पर 
प्रग्रसर किया है। भक्ति प्रोर नीति साहित्य ने जन-जीवन को नैतिक एवं भक्ति-भाव 
को प्रेरणा दी है। श्वुंपार-रस के साहित्य ने जीवन में सरसता प्रदान की है। सन्‍्तों की 
वाणियों ने धाभिक श्र भ्राध्यात्मिक प्रेरणा दी है। इस तरह स हित्य ने जीवन को 
गति दी है ओर ठीक मार्ग पर प्रागे बढ़ाया है। लोक-गीतों ने जीवन को प्रानन्द भौर 
उल्लास दिया है। लोक-कथाश्रों ने मनं'रंजन के साथ-साथ प्रनेक प्रकार की शिक्षाएँ 
दी हैं। पहेलियों ने बुद्धिबद्धंन का काम किया है। कह!बतों ने प्रनुभव-पूर्ण शिक्षा-सूत्रों 
का काम किया है। मुहावरों ने भाषा को सजीवता दी है। भजनो ने एक मस्ती झ्ौर 
सात्तिक झानन्द प्रदान किया है। वीरों, संतो एवं सतियों सम्बन्धी साहित्य ने जीवन- 
निर्माण एवं उत्थान को कला सिख।ई है। 

बंगाल से राजस्थान का सम्बन्ध दूर होते हुए भी काफी निकट का सा रहा है। 
गत ३ शताब्दियों से तो वह दृढ़तर भौर घनिष्ठ होता जा रहा है । राजस्थान के हजारों 
परिवार भौर लाखों व्यक्ति बंगाल में रहते हैं। बंगीय सस्कृति का उन पर काफी 
प्रमाव पड़ा है। १५व्रीं शताब्दी में जगत्‌मेठ के पूवंज मुशिदाबाद में भ्राये भौर भ्रपना 
प्रभाव जमाया। उसके बाद राजस्थान से बराबर बंगाल में लोग श्रते रहे हैं, कई 
परिवार तो बंगाल के निवासी बन गये हैं। बंग।ली जनता के साथ उनका बहुत ही 
मधुर एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


राजस्थान में रचित हिन्दी-साहित्य : १२१ 


बंगला भाषा से राजस्थाड़ी भाषा की समानता भौर निकटता भी विशेश्रूप से 
उल्लेखनीय है। मेरे अआतृ-पुत्र मंवरलाल ने कई बार इस सम्बन्ध में चर्चा की । वास्तव 
में इस विषय पर गम्भीर भ्रध्ययन श्रौर चिन्तन व विवेचन होना चाहिए । 

राजस्थान से बंगाल में भ्राए हुए कई कवियों एवं लेखकों ने बंगला-भाषा में 
भी छोटी-मोटी रचनाएं की हैं भ्ौर बंगाल के सम्बन्ध में भ्रपनी रचना।भ्रों में विवरण भी 
दिया है | प्रठारहवीं शताब्दी में जैन यति निहाल ने बंगाल देश का वर्णन बंगाल देश 
की गजल' में किया है। ६४ पद्यों की यह हिन्दी रचना भारतीय विद्या” वर्ष १ प्रंक 
४ में प्रकाशित हो चुकी है । इसमें मुख्यतः: मुशिदाबाद का वर्णन है, उस समय वहाँ 
का नवाब शुजाशाह जो सुजाखाँ या शुजाउद्दौला के नाम से प्रसिद्ध है, का राज्य था। 
इस गजल में उस समय के मृशिदाबाद का वर्णन किया गया है। मुशिदाबाद के बालुचर, 
महिमापुर, कासम बाजार का वर्णन है। फिर नबावो सूबों में हाजीपुर, प्रजीमाबाद, 
ढाका, रगपुर, चटगांव, सिलहट्ट, रंगमाटी, वीरभूमि, पचेट, हिजरी, विसनपुर, भ्रकब- 
नगर, कोचबिहार के नाम दिये हैं । 

उन्नीसवीं शताब्दी में कविवर ज्ञानसार बंगाल में भ्राये भौर उन्होंने “पूर्व देश 
वर्णन छन्द' नामक १३३ पद्यों की रचना की | इसमें बंगाल व मुशिदाबाद में कवि ने 
जो कुछ भच्छा या बुरा देखा, उसका चित्र खींचा है। हमारे सम्पादित 'जञानसार ग्रन्था- 
वली' में यह रचना प्रकाशित हो चुकी है। “कलकत्ता गजल” झादि ओर भी कई 
रघनाएँ मिलती हैं । 


कक कफ 


